पंजीकरण संख्या - यू० ए ० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0एन 0 / 30 / 2018-2020 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 जून 2018 ई० ( ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) [ संख्या -23 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


... 


3075 


265-293 


1500 


459-473 


1500 


975 


------ 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


69-71 


975 


975 


975 


975 


----- 


975 


975 


1425 


265 - क 


266 


उत्तराखण्ड गजट , 09 जून , 2018 ई ० (ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

चिकित्सा 

अनुभाग -2 
अधिसूचना 
01 मई , 2018 ई ० 


संख्या 582 

- (1) / XXVIII -2-2018 / 04( 452 )2001-- गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन 
का प्रतिषेध ) अधिनियम, 1994 के सुचारू क्रियान्वयन हेतु शासन की अधिसूचना संख्या 550 / XXVIII - 2-2007-452 / 2001 , 
दिनांक 27.07.2007 द्वारा अधिसूचना संख्या 3106, दिनांक 30.07.2001 में आंशिक संशोधन करते हुए, 
मुख्य चिकित्साधिकारी के स्थान पर जिले के जिलाधिकारी को जिला समुचित प्राधिकारी नामित किया गया है तथा 
अधिसूचना संख्या-668(11 ) / XXVIll - 2 / 04(452 ) / 2001, दिनांक 20.09.2013 द्वारा राज्य स्तरीय समुचित प्राधिकरण का 
गठन किया गया है । अतः उक्त अधिसूचनाएँ उनके निर्गत होने की तिथि से प्रभावी माने जाने की श्री राज्यपाल महोदय , 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


आज्ञा से , 


नितेश कुमार झा , 


सचिव । 


अधिसूचना 
प्रकीर्ण 


27 जुलाई , 2007 ई ० 


संख्या 550 / XXVIII - 2-2007-452 / 2001- भारत सरकार द्वारा पारित प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन 
और दुरूपयोग निवारण ) अधिनियम, 1994 की धारा 17(2) एवं 17 (5) के अन्तर्गत तथा उक्त अधिनियम के अधीन भारत 
सरकार द्वारा प्रख्यापित एवं दिनांक 01 जनवरी, 1996 से प्रवृत्त नियमों के क्रम में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समुचित 
प्राधिकारी (एप्रोप्रियेट अथोरिटी) एवं सलाहकार समिति (एडवाइजरी कमेटी) समुचित प्राधिकारी नियुक्ति करने विषयक 
अधिसूचना संख्या 3106 / चि o शा 0 / -2001-452 (चि ०) / 2001 , दिनांक 30 जुलाई, 2001 में आंशिक संशोधन करते हुए 
जिला समुचित प्राधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्थान पर जिले के जिला अधिकारी को जिला समुचित प्राधिकारी 
( पी ० एन 0 डी 0 टी 0) नामित किया जाता है । 

शासन की उक्त अधिसूचना दिनांक 30.07.2001 की शेष शर्त यथावत् रहेगी । 


2 . 


मनीषा पंवार , 


सचिव । 


267 


भाग 1 ] 

उत्तराखण्ड गजट , 09 जून, 2018 ई0 ( ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 

राजस्व अनुभाग -3 

अधिसूचना 

विविध 

16 मार्च, 2018 ई० 
संख्या 179 / XVIII (3)2018/1(2) 2015- श्री राज्यपाल महोदय , भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते 
हुए उत्तराखण्ड की भू – सर्वेक्षण तथा अभिलेख प्रक्रियाओं की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्ते 
विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है: 


उत्तराखण्ड भू - सर्वेक्षण तथा अभिलेख प्रक्रियाओं में कार्यरत कर्मचारियों की 

सेवा नियमावली, 2017 


भाग - 1 - सामान्य 


संक्षिप्त नाम 


1 . 


और 
प्रारम्भ 


2. 


सेवा की 
प्रास्थिति 


- 


परिभाषाएं 


3. 


(1 ) यह नियमावली, उत्तराखण्ड भू - सर्वेक्षण तथा अभिलेख 
प्रक्रियाओं में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमावली, 2017 
कहलायेगी । 
( 2 ) यह तत्काल प्रभावी होगी । 

उत्तराखण्ड भू - सर्वेक्षण तथा अभिलेख प्रक्रियाओं में कार्यरत 
कर्मचारियों की सेवा में समूह "ग " के पद समाविष्ट है । 

जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो , इस 
नियमावली में :-- 
( क ) "नियुक्ति प्राधिकारी ” का तात्पर्य सर्वे नायब तहसीलदार के 

पद हेतु आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् एवं अन्य पदों 

हेतु सम्बन्धित जिले के कलेक्टर से है; 
( ख ) " भारत का नागरिक " का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो 

संविधान के भाग-|| के अधीन भारत का नागरिक हो या 
भारत का नागरिक समझा जाए ; 
" आयोग " का तात्पर्य " उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन 
आयोग " से है : 


( ग ) 


( घ ) 


" संविधान से भारत का " संविधान" अभिप्रेत है ; 


268 


उत्तराखण्ड गजट, 09 जून , 2018 ई ० ( ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


( च ) 


" सरकार " का तात्पर्य उत्तराखण्ड की राज्य सरकार से है; 
" राज्यपाल " का तात्पर्य उत्तराखण्ड के राज्यपाल से है ; 
" सेवा का सदस्य " से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस 
नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों 
या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति 
अभिप्रेत है ; 
" सेवा " से तात्पर्य भू - सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रक्रियाओं में 
कार्यरत कर्मचारियों की सेवा से है ; 
" मौलिक नियुक्ति ” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर 
ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और 
नियमानुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई 
नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक 
अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी 
हो ; 
"भर्ती का वर्ष का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के 
प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से 
है । 


( ञ ) 


भाग 2 


संवर्ग 


सेवा संवर्ग 


4. (1 ) सेवा के सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा 

समय - समय पर अवधारित की जाय । 
( 2) 

सेवा में पदों की संख्या जब तक उपनियम (1 ) के अधीन 
पारित आदेश से परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी , जो परिशिष्ट 
क में दी गयी है । 
परन्तु उपबन्ध यह हैं कि : 


( ) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे 
अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार आस्थगित कर सकेंगे, कि 
कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा । 
(ii ) राज्यपाल ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं 
जैसे वे उचित समझें । 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 09 जून , 2018 ई ० ( ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 


269 


भाग -3 भर्ती 


भर्ती का स्रोत 5 . 


भू - सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रक्रियाओं के पदों पर भर्ती इस प्रकार 
की जायेगी: 


समूह " ग " 


(1) सर्वे नायब (1) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा आयोग के 
तहसीलदार 

माध्यम से; 
(2 ) 25 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सर्वे 
कानूनगो / पेशी कानूनगो, जिन्होंने भर्ती वर्ष के 
प्रथम दिवस को इस रूप में 7 वर्ष की सेवा पूर्ण 
कर ली हो , में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते 
हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के 

माध्यम से पदोन्नति द्वारा । 
( 2) सर्वे कानूनगो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशिक्षित सर्वे 
एवं पेशी कानूनगो लेखपाल, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को 

इस रूप में 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो , में 
से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता 
के आधार पर चयन समिति के माध्यम से 

पदोन्नति द्वारा । 
( 3) सर्वे 

( 1) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा आयोग के 
लेखपाल 

माध्यम से; 
( 2) 25 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे 
चैनमैन में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम 
दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर 
ली हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड 
से हाईस्कूल या सरकार द्वारा उसके समकक्ष 
मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा का प्रमाण - पत्र प्राप्त 
किया हो , अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये 
ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम 
से पदोन्नति द्वारा । 


(4) ड्राफ्ट्समैन 


( 1 ) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा आयोग के 
माध्यम से 


270 


उत्तराखण्ड गजट, 09 जून , 2018 ई ० ( ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


... 


(2) 25 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे 
अनुरेखक / ट्रेसर में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के 
प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण 
कर ली हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद्, 
उत्तराखण्ड से हाईस्कूल या सरकार द्वारा 
उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा का 
प्रमाण - पत्र प्राप्त किया हो , अनुपयुक्त 

को 
अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन 
समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा । 
शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा आयोग के माध्यम 


: 


(5) अनुरेखक / 
ट्रेसर 
( 6) पेशी मुहर्रिर 


से । 


शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा आयोग के माध्यम 


से । 


( 7 ) वरिष्ठ 

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे पेशकार, अहलमद , 
सहायक 

रिकॉर्डकीपर, कैशियर एवं टाइपिस्ट में से , 
जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 
इस रूप में न्यूनतम 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली 
हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 10 वर्ष 
की सेवा पूर्ण की हो, में से अनुपयुक्त को 
अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन 

समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा । 
( 8 ) पेशकार, (1) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा आयोग के 
अहलमद, 

माध्यम से ; 
रिकॉर्डकीपर, 

(2 ) 25 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त चतुर्थ 
कैशियर एवं 

श्रेणी ( चैनमैन को छोड़कर) में से , जिन्होंने भर्ती 
कनिष्ठ सहायक 

के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की 
(टंकक ) 

सेवा पूर्ण कर ली हो , अनुपयुक्त को अस्वीकार 
करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति 

के माध्यम से पदोन्नति द्वारा । 
( 9) वाहन चालक शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा आयोग के माध्यम 

से या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य संस्था 

अथवा बाह्य स्त्रोतों से किया जायेगा । 
उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य 
पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के 
समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा । 


आरक्षण 


6 . 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट , 09 जून , 2018 ई ० ( ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 


271 


भाग 4 - अर्हता 


राष्ट्रीयता 


7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी 
( क ) भारत का नागरिक हो; या 

तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय 
से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो ; या 
( ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने 
के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका अथवा केनिया, युगाण्डा और 
संयुक्त तंजानिया गणराज्य ( पूर्ववर्ती तांगनिका और जंजीबार ) के पूर्वी 
अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो ; 
परन्तु , उक्त श्रेणी ( ख ) और (ग ) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति 
होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण - पत्र जारी 
किया गया हो ; 
परन्तु यह और कि श्रेणी ( ख ) से संबंधित अभ्यर्थी के लिए भी उप 
पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त 
पात्रता प्रमाण - पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा; 
परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी ( ग) से सम्बन्धित है 
प्रमाण - पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और 
ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर 
रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले । 
टिप्पणी ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण - पत्र 
आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही, 
नामंजूर किया गया हो , किसी परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा 
सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है 
किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण - पत्र प्राप्त कर 
लिया गया हो या उसके पक्ष में जारी कर दिया गया हो । 


। 


. 


8 . 


शैक्षणिक 
अर्हता 


सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति के 
लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए: 
(1) सर्वे नायब भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त 
तहसीलदार विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या राज्य 

सरकार द्वारा इसके समकक्ष कोई अर्हता धारित 
की हो । 


272 


उत्तराखण्ड गजट, 09 जून, 2018 ई० (ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


( 2) सर्वे 
लेखपाल 


माध्यमिक शिक्षा परिषद्, 

शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड की 
इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा 
उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण 
की हो । 


( 3) ड्राफ्ट्समैन 


आई ० टी ० आई० डिप्लोमाधारक तथा माध्यमिक 
शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड की इण्टरमीडिएट 
परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष 
मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो । 


( 4) अनुरेखक / 
ट्रेसर 


आई0 टी 0 आई 0 डिप्लोमाधारक तथा माध्यमिक 
शिक्षा परिषद् , उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा 
या राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता 
प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो । 


( 5) पेशी मुहर्रिर 


माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड की 
इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा 
उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण 
की हो । 


( 6) पेशकार, 

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड की 
अहलमद, रिकॉर्ड इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा 
कीपर, कैशियर उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण 

की हो । 
एवं कनिष्ठ 
सहायक ( टंकक ) कनिष्ठ सहायक (टंकक ) के पद हेतु अभ्यर्थी को 

कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में 4000 KDPH 
न्यूनतम गति से प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण की 
जानी आवश्यक होगी । 


(7 ) वाहन चालक 


किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था आठवीं 
कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और , यथा 
स्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का वैध- 
ड्राइविंग लाइसेंस सम्बन्धित रिक्ति के अधिसूचित 
किये जाने के दिनांक के पूर्व से 3 वर्ष से अन्यून 
अवधि रखता हो । 


भाग 1]] 


उत्तराखण्ड गजट , 09 जून, 2018 ई0 ( ज्येष्ठ 19 , 1940 शक सम्वत् ) 


273 


9. अभ्यर्थी, जिसने 


अधिमानी 
अर्हता 


आयु 


10. 


--- 


(1 ) प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष सेवा की हो , या 
( 2) नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण - पत्र अथवा सी प्रमाण - पत्र 
प्राप्त किया हो, उसे अन्य बातें समान होते हुए भी सीधी भर्ती के 
मामले में अधिमान दिया जायेगा । 
(3 ) अनिवार्य / वांछनीय अर्हता अभ्यर्थी का नाम उत्तराखण्ड 
राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक 
होगा । 

सीधी भर्ती के लिए इस नियमावली के अधीन समस्त पदों ( सर्वे 
नायब तहसीलदार को छोड़ते हुये) हेतु अभ्यर्थी ने उस वर्ष की पहली 
जुलाई को , जिस वर्ष रिक्तियां विज्ञापित की जाय, 18 वर्ष की आयु 
प्राप्त कर ली हो और 42 वर्ष से अधिक की आयु न हो । 

सर्वे नायब तहसीलदार के पद हेतु अभ्यर्थी ने उस वर्ष की 
पहली जुलाई को , जिस वर्ष रिक्तियां विज्ञापित की जाय, 21 वर्ष की 
आयु प्राप्त कर ली हो और 42 वर्ष से अधिक की आयु न हो । 

परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े 
वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार 
द्वारा समय - समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी 
बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय । 

सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र 
ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए 
सर्वथा उपयुक्त हो । नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान 
करेगा । 
टिप्पणी संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार के 
स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम 
या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के 
पात्र नहीं होंगे । नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति 
भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे । 

पुरूष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी 
महिला जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही 
जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे । 


. 


चरित्र 


11. 


12. 


वैवाहिक 
प्रास्थिति 


274 


उत्तराखण्ड गजट , 09 जून , 2018 ई 0 ( ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 


[भाग 1 


शारीरिक 


13. 


स्वस्थता 


परन्तु , यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के 
लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन 
से मुक्त कर सकेगी । 

किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त 
किया जायेगा, जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य 
अच्छा हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो, जिससे उसे अपने 
कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो । 
किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रुप से अनुमोदित किये 
जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त 
पुस्तिका खण्ड II, भाग III के अध्याय III में समाविष्ट मूल नियम 10 
के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण - पत्र प्रस्तुत 
करना अपेक्षित है । 

सीधी भर्ती के पदों पर उत्तराखण्ड राज्य के शारीरिक रुप से 
विकलांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार एवं मानकानुसार आरक्षण 
अनुमन्य होगा । 


भाग 5 - भर्ती प्रक्रिया 


14. 


रिक्तियों की 
अवधारणा 


सीधी भर्ती 
की प्रक्रिया 


नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाले रिक्तियों की 
संख्या और उपरोक्त नियम -6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों , और अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य 
श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की 

संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग को अधिसूचित करेगा । 
15. (1) सीधी भर्ती करने के लिये आवेदन पत्र का प्ररुप, आयोग द्वारा , 

ऐसे न्यूनतम दो दैनिक समाचार - पत्रों में , जिनका व्यापक 

परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा । 
( 2) (एक ) चयन के लिये 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा 

वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी । प्रवीणता सूची, लिखित परीक्षा के 
प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की 
जायेगी । 
( दो ) ( क ) लिखित परीक्षा में सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और 
सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा । प्रश्न पत्र मूल्यांकन में 
प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 
1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा । 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 09 जून , 2018 ई 0 (ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 


275 


- 


- 


पदोन्नति 
द्वारा 
भर्ती की 
प्रक्रिया 


( ख) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट ( Answer Sheet) कार्बन 
प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा परीक्षा के पश्चात् डुप्लीकेट 
प्रति अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी । 
( ग) लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला को 
उत्तराखण्ड की वेबसाईट www.uk.nic.in या दैनिक समाचार 
पत्र में , जिसका व्यापक परिचालन है, पर प्रदर्शित एवं प्रकाशित 
की जायेगी; 
परन्तु उपबन्ध यह है कि ऐसे पद, जिनके लिये कोई शारीरिक 
मानक , अनिवार्य अर्हता के रुप में या भर्ती के ढंग के रुप में 
विहित किये गये हों , लिखित परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों से विहित 
शारीरिक परीक्षण कराने की अपेक्षा की जायेगी और उन्हीं 
अभ्यर्थियों को चयन के लिये परीक्षा में सम्मिलित होने की 
अनुमति दी जायेगी, जो पद के लिये विहित न्यूनतम मानकों को 

पूरा करते हों । 
16. (1) पदोन्नति द्वारा समय - समय पर यथासंशोधित भर्ती अनुपयुक्त को 

अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर उत्तराखण्ड विभागीय 
पदोन्नति समिति का गठन " लोक सेवा आयोग की परिधि के 
बाहर के पदों के लिये नियमावली, 2012" ( समय - समय पर यथा 
संशोधित ) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा की जायेगी , 
जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे: 
( क ) नियुक्ति प्राधिकारी 

अध्यक्ष 
( ख ) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट . दो राजपत्रित 
अधिकारी, जो उस पद का पर्यवेक्षीय हैसियत रखते हों जिसके 
लिये चयन किया जाय 

सदस्य 
(ग) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अनुसूचित जाति व 

अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक अधिकारी – सदस्य 
( 2) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां (उत्तराखण्ड 

लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर ) चयनोन्नति 
पात्रता सूची नियमावली, 2003 ( समय - समय पर यथा संशोधित ) 
के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजिकाओं और 
उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे 
जाय , चयन समिति के समक्ष रखेगा । 


276 


उत्तराखण्ड गजट , 09 जून , 2018 ई० ( ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


संयुक्त चयन 
सूची 


( 3) चयन समिति चयन हेतु उक्त उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों 

के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी । 
( 4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में 

जैसी उस संवर्ग में हो , जिससे उनकी पदोन्नति की जानी है 
एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को 
अग्रसारित करेगी जो सम्बन्धित को अपेक्षित संख्या में चयनित 

अभ्यर्थियों के नाम भेजेगा । 
17 . यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों 

प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त 
चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना 
रहे । सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा । 
भाग-6 नियुक्ति , परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता 
18. (1) उपनियम ( 2) के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों 

के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 15, 16 अथवा 17 
यथास्थिति , के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति 


नियुक्ति 


करेगा । 


( 2) यदि किसी वर्ष भर्ती नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों 

प्रकार से की जानी है, तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की 
जायेगी, जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न किया गया हो 

और नियम -17 के अनुसार संयुक्त सूची तैयार न की गयी हों । 
(3 ) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्तियों का 

आदेश जारी किया जाता है, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी 
किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख 
चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में , 
यथास्थिति , जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे 
उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा । यदि नियुक्तियाँ 
सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो नाम 

नियम -17 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे । 
( 4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम 

(1) के अधीन तैयार की गई सूची में नियुक्ति कर सकता है । 
यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो , तो वह इन नियमों 
के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 09 जून, 2018 ई० (ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 


277 


- 


परिवीक्षा 


सकता है । ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए 
या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी 

पहले हो , नहीं की जायेगी । 
19. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर 

नियुक्त व्यक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा । 
( 2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक - पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक . 

विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा 
सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे 
परन्तु उपबन्ध यह है कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय 
परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में 

दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी । 
( 3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि 

के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा 
परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने 
अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा 
समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल 
पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि 
उसका किसी पद पर धारणाधिकारी नहीं है , तो उसकी सेवाएं 

समाप्त की जा सकेंगी । 
( 4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति , जिसे उपनियम (3) के अधीन 

प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी 

गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा । 
(5 ) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु 

उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस 
विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान 
अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की 
गयी हो । 

किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी 
परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी 
किया जा सकेगा यदि उसने 
( क ) विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई है, उत्तीर्ण कर ली हो ; 
( ख) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई है, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो ; 


-- 


स्थायीकरण 


20. 


278 


उत्तराखण्ड गजट , 09 जून , 2018 ई० ( ज्येष्ठ 19 , 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


( ग) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो ; 
( घ) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित हो ; तथा 
( ड) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये 

जाने हेतु अन्यथा उपयुक्त है । 
21. ( 3 ) एतद्पश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की 

ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ( ज्येष्ठता निर्धारित) नियमावली, 
2002 ( समय - समय पर यथा संशोधित) के अनुसार किया जायेगा । 

भाग -7 वेतन आदि 


ज्येष्ठता 


वेतनमान 


परिवीक्षा के 
दौरान वेतन 


22. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को 

अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय - समय पर 
अवधारित किया जाय । 
( 2 ) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट क के 

अनुसार होंगे । 
23.— (1)__वित्तीय नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी 

परिवीक्षाधीन व्यक्ति को , यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न 
हो , समयमान में प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी, जब उसने एक वर्ष... 
की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो , और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष 
की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी 
कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो ; 

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा 
अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना 
वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी 
अन्यथा निदेश न दे । 
( 2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पदधारक 
रहा. हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत वित्तीय नियमों द्वारा 
विनियमित होगाः 

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा 
अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना 
वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी 
अन्यथा निदेश न दे । 


भाग 1]] 


उत्तराखण्ड गजट , 09 जून , 2018 ई ० ( ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 


279 


( 3 ) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो , 
परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत 
सरकारी सेवकों पर सामान्यता लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित 


होगा । 


भाग 8 - अन्य प्राविधान 


पक्ष समर्थन 


24. 


25 . 


अन्य विषयों 
का विनियमन 


26. 


सेवा की 
शों में 
शिथिलीकरण 


किसी पद या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित 
सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहें लिखित हों या 
मौखिक , पर विचार नहीं किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से 
अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने 
का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा । 

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के 
अन्तर्गत नहीं आते सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से 
सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और 
आदेशों द्वारा विनियमित होंगे । 

यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त 
व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के 
प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो 
वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी 
आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की 
अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो इस मामले 
के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा सम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए 
उचित समझे । 

इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण 
और अन्य रियासतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार 
द्वारा समय - समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष 
श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो । 


व्यावृत्ति 


27 . 


. 


280 


उत्तराखण्ड गजट , 09 जून, 2018 ई ० (ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


परिशिष्ट - क 


5 . 


उत्तराखण्ड भू - सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रक्रियाओं में कार्यरत कर्मचारियों के पदों 

की जनपदवार संख्या नियम-4 (1) व 4 ( 2), 
क्र ० पदनाम 

वेतनक्रम 

इकाई इकाई कुल 
सं ० 

ऊधमसिंह नगर देहरादून स्वीकृत पद 
स्वीकृत पदों स्वीकृत पदों ( स्तम्भ 

की संख्या की संख्या -445) 
2 

4 

5 
1 . सर्वे नायब तहसीलदार 9300-34800 

05 05 

10 
ग्रेड पे 4200 / 
2 . सर्वे कानूनगो 

5200-20200 

20 20 

40 
ग्रेड पे 2400 / 
3 .. पेशी कानूनगो 5200-20200. 

-01 01 

02 
ग्रेड पे 2400 / 
4 . वरिष्ठ सहायक 5200-20200 

01 01 

02 
ग्रेड पे 2800 / 
पेशकार 5200-20200 

01 01 

02 
ग्रेड पे 2000 / 
6.. अहलमद 

5200-20200 

01 01 

02 
ग्रेड पे 2000 / 
7 . रिकॉर्ड कीपर 

-5200-20200 

01 -01 

-02 
ग्रेड पे 1900 / 
8. कैशियर 5200-20200 01 

02 
ग्रेड पे 2000 / 
9 . कनिष्ठ सहायक 5200-20200 

01 01 

02 
( टंकक) / टाइपिस्ट 

ग्रेड पे 1900 / 
10. | ड्राफ्ट्समैन 

5200-20200 02 

04 
ग्रेड पे 2000 / 
11. अनुरेखक / ट्रेसर 5200-20200 

05 05 

10 
ग्रेड पे 1800 / 
12. | सर्वे लेखपाल 

5200-20200 

40 40 

80 
ग्रेड पे 1900 / 
13. | पेशी मुहरिर 

5200-20200 01 

02 
ग्रेड पे 1800 / 
14. जीप चालक 

5200-20200 

1. -01 

-02 
ग्रेड पे 1800 / 

81 81 

162 


01 


02 


01 


कुल योग: 


1] 


BACUS TGT, 09 17 , 2018 $ 0 (FG 19 , 1940 To Want) 


281 


In pursuance of the provisions of clause (3 ) of Article 348 of " the Constitution of India " , 
the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification 
No. 179 /XVIII( 3)2018/1 (2) 2015 , dated March 16 , 2018 for general information . 


NOTIFICATION 


MISCELLANEOUS 


March 16 , 2018 
No: 179/XV11143)2018 /14212015- n exercise of the powers conferred by the provisions to Article 309 of 
" the Constitution of India" and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is 
pleased to make the following rules , regulating recruitmentand the condition of services ofpersons appointed to 
the Uttarakhand working employees in the land surveyor and records procedures Service ; 


The Uttarakhand Working Employees in the Eand Surveyor and Records 

Procedures Service Rules, 2017 


Short title and 
Commencement 


PART 1-GENERAL 
1. (1 ) These Rules may be called The Uttarakhand working employees 

in the Land Surveyor and Records procedures Service Rules, 
2017 . 


2 . 


Status of the 
Service 


( 2 ) It shall comeinto force at once . 

The service of the Uttarakhand working employees of Land 
Surveyor and Record procedures service which comprises Group C 
posts . 
In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or 
context : 


·Definitions 


3 . 


(a ) Appointing Authority means the Commissioner and Secretary 

for the post of Nayab Tahshildaar, Revenue Board and the 

Collector of the concerning district for other posts; 
(b ) Citizen of India means a person who is or is deemed to be a 

citizen of India under part II of the Constitution ; 
(c ) Commission ” means the Uttarakhand Subordinate Service 

Selection Commission ; 
(d ) _ Constitution means the Constitution of India ; 
( e ) Government means the State Government of Uttarakhand; 
(1) Governor means the Governor ofUttarakhand; 
(g ) Member of the Service means a person substantively appointed 


282 


BITUR TUC, 09 [T , 2018 0 (Ga 19, 1940 16 HFG ) 

[ HTVI 1 
under these rules or orders enforce prior to the commencement of 

these rules to a post in the cadre of the Service ; 
(h ) Service means the service of the Uttarakhand working employees 

in the Land Surveyor and Records procedures service; 
(i) Substantive appointment means an appointment, not being an ad 

hoc appointment, on a post in the cadre of the service and made 
after selection in accordance with the rule and , if there were no 
rules ,-in accordance with the procedure- prescribed_for_the_time. 

being by executive instruction issued by the Government; 
(i) Year of recruitment means a period of twelve months 

commencing from the first day of July of any calendar year . 


PART II- CADRE 


Cadre of Service 


4 


( H The strength of the Service therein shall- be- such as may be 

determined by the Government from time to time. 
(2 ) The strength of the Service therein shall, until order varying the 
same are passed under sub -rule (1 ) as given in Appendix-“ A ” : 

Provided that: 
(iTthe appointing authority may - leave unfilled - or -the - Governor 

may hold in abeyance any vacant post, without thereby 

entitling any person to the compensation ; 
( ii ) the Governor may create such additional permanent or 

temporary posts as he may consider proper. 
PART III-RECRUITMENT 


5 . 


Source of 
Recruitment 


Recruitment to the posts of service of working employees of the 
Uttarakhand Land Survey and Recording procedures shall be made 
from the following sources: 
( 1) Survey Nayab (1) 75 % by direct recruitment through the 
Tahsildar 

Commission . 
(2 ) 25 % posts by promotion from amongst 
substantively appointed Survey Kanongo/ Hearing 
Kanongo who have completed seven years service 
as such on the first day of the year of recruitment, 
basis of seniority subject to the rejection of unfit 

through the Selection Committee. 
(2 ) Survey Kanongo By promotion from amongst substantively 
and Hearing appointed such trainees Survey Lekhpal who have 
Kanango 

completed seven years service as such on the first 
day of the year of recruitment, basis of seniority 
subject to the rejection of unfit through the 


TT 1] 


Barrque Tie, 09 Jan, 2018 solo 19, 1940 95 100 ) 


283 


Selection Committee . 


(3 ) Survey Lekhpal 


( 1) 75 % by direct recruitment through the 
Commission . 
(2 ) 25 % posts by promotion from amongst 
substantively appointed Survey Chainman 
who have completed five years service as such 
on the first day of the year of recruitment and 
who have - obtained the certificate of 
Uttarakhand Higher Secondary Education 
Board examinations or any other equivalent 
examinations certificate recognized by the 
Government, basis of seniority subject to the 
rejection of unfit through the Selection 
Committee 


(4 ) Draftsman 


( 1) 75 % by direct recruitment through the 
Commission . 


(2 ) 25 % posts by promotion from amongst 
substantively appointed such Tracers who 
have completed five years service as such on 
the first day of the year of recruitment and 
who have obtained the certificate__of 
Uttarakhand Higher Secondary Education 
Board examinations any equivalent 
examinations certificate recognized by the 
Government, basis of seniority subject to the 
rejection of unfit through the Selection 
Committee . 


or 


(5 ) Tracer 


Cent percent by direct recruitment through the 
Commission . 


(6 ) Hearing Muhrir 


Cent percent by direct recruitment through the 
Commission , 


(7 ) Senior Assistant 


By promotion on the basis of seniority subject 
to the rejection of unfit amongst substantively 
appointed - such- Peshkaar (court._ reader), 
Ahalmad , Record keeper, Cashier and Typist 
who have completed minimum six years 
service or completed total 10 years service on 
the subordinate posts on the first day of the 
year of recruitment through the selection 
committee . 


(8 )Peshkaar , 


( 1 ) 75 % by direct recruitment through the 


284 


Reservation 


Nationality 


BERRGUE TGT, 09 17 , 2018 0 JO 19, 1940 910 ) 

(HT 1 
Ahlmad , Record Commission . 
keeper and Junior 

( 2 ) 25% posts by promotion from amongst 
Assistant ( Typist) 

substantively appointed Group D (without 
Survey Chainman ) who have completed five years 
service as such on the first day of the year of 
recruitment, basis of seniority subject to the 

rejection of unfit through the Selection Committee. 
(9 ) Driver 

Cent percent by direct recruitment through the 
Commission , or by any other institution 
determined by State Government or by 

outsourcing 
6 . Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, 

Scheduled Tribes, Others Backward Classes and other category to 
the State - of-Uttarakhand shall - be-in accordance with the orders of 
the Government in force at the time of the recruitment. 

PART IV -QUALIFICATIONS 
7 . A candidate for direct recruitment to be a post in service must be 

(a ) A citizen of India; or 
(1 ) A Tibetan refugee who come over to India before the January , 

1962 with the intention of permanently settling in India ; or 
(c) A person of Indian origin who hasmigrated from Pakistan , Burma, 

Srilanka or any of the East African countries of Kenya , Uganda and 
the United Republic of Tanzania (formerly Tanganika and 
Zanzibar) with the intention of permanently settling in India : 

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c ) 
said/mentioned above must be a person in whose favour a 
certificate of eligibility has been issued by the State Government: 

Provided further that a candidate belonging to category (b ) 
shall also be required to obtain certificate of eligibility granted by 
the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch , 
Uttarakhand: 

Provided also that if a candidate belongs to category ( 6) 
above, no- certifieate of eligibility - shall-be- issued for a period of 
more than one year and the retention of such a candidate in service 
beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian 

citizenship 
Note :- A candidate in whose case certificate of eligibility is necessary 

but the same has neither been issued nor refused , may be 
admitted to an examination or interview and he may also be 
provisionally appointed subject to the necessary certificate 


TT 1] 


BANQUE " GC, 09 7 , 2018 ļo ( 19 , 1940 97 YT) 


285 


8 . 


Academic 
Qualification 


being obtained by him or issued in his favour. 
A candidate must have following qualifications for the direct 
recruitment to the various posts 
( 1) Survey Nayab Graduation degree from University 
Tahsildar 

established by law in India or any equivalent 
qualification there to recognized by the 
Government. 


a 


an 


or 


an 


(2 ) Survey Lekhpat Passed Intermediate Exarriration front Board 

of High School and Intermediate Education , 
Uttarakhand ...or -- passed equivalent 

examination recognized by the Government. 
(3) Draftsman I. T. I. Diploma Holders and Passed 

Intermediate Examination from Board of High 
School and Intermediate Education , 
Uttarakhand passed equivalent 

examination recognized by the Government. 
(4 ) Tracer 

I. T. I. Diploma Holders and Passed High 
School Examination from Board of High 
School and Intermediate Education , 
Uttarakhand passed equivalent 
examination recognized qualification by the 

Government. 
(5 ) Presenting Passed Intermediate Examination from Board 
Muhrir 

of High School and Intermediate Education , 
Uttarakhand passed equivalent 

examination recognized by the Government. 
(6 ) Peshkaar, Passed Intermediate Examination from 
Ahlmad, Record Board of High School and Intermediate 
keeper, Cashier and Education , Uttarakhand passed 
Junior Assistant 

equivalent examination recognized by the 
(Typist ) 

Government . 


or 


an 


or 


an 


or 


an 


( 7) Driver 


For the post of Junior Assistant ( Typist ), a 
candidate shall pass a practical examination 
with minimum 4000 KDPH in hindi on 
computer. 
Passed 8th class Examination from any 
recognized educational institution and not 
below three years driving license of light and 
heavy vehicles on the date of notification of 
the concerning vacancy . 


286 


Preferential 
Qualification 


BTREGUE TOC, 09 477, 2018 ļo (VBG 19 , 1940 ya WC) 

(PTT 1 
9 . 

A candidate who has: 
( 1) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years; 


-- 


or 


--- 


Age 


10 . 


AVSU 


(2 ) Obtained a B or C certificate of National Cadet Corps, shall, 

other things being equal, be given preference in the matter of direct 

recruitment. 
(3 ) Mandatory / Desirable qualification- A candidate shall be 

registered his /her name in any Employment Exchange - of - the 
Uttarakhand State . 
A candidates- for- direct-recruitment-must-have- attained -the-age -of -18 
years on 1st July and must not have attained the age of more than 42 
years when the communiqué was published for all posts (excluding 
the Survey Nayab Tahsildar) under these rules; 

A candidate for the post of Survey Nayab Tahsildar must have 
attained the age of 21 years on 1st July and must not have attained the 
age ofmore than 42 years when the vacancies was published ; 

Provided that the upper age limit in the case of candidates 
belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other 
Backward Classes and such other categories of the State of 
_Uttarakhand as may be notified by the State Government-from -time: 
to time shall be greater by such number of years asmay be specified . 
The character of a candidate to a post in service must be such as 
render him suitable in all respects for employment in Government 
-service.--The-appointing authority -shall-satisfy -it -self-on - this-point: 
Note- Person dismissed by the Union Government or a State 
Government or by a local authority or a corporation or body owned 
or controlled by the Union Government or a State Government shall 
be ineligible for appointment to any post in the service. Person s 
convicted of any offence involving moral turpitude shall also be 
ineligible . 
A malo candidate who has more than one wife living or a female 
candidate who has married a man , already having a wife living shall 
not be eligible for appointment to a post in the service : 

Provided that the Governmentmay , if satisfied that there exist 
special ground for doing so, exempt any person from the operation of 
this rule . 


Character 


11. 


Marital Status 


Physical Fitness 


13 . 


No candidate shall be appointed to a post in the service unless he is in 
good mental and bodily health and free from such physical defect 
likely to interfere with the efficient performance of his office duties. 


288 


Bergue C, 09 TFT, 2018 go (v 19, 1940 91 Yaa ) 


[ IFT 1 


Procedure for 16. (1) For the posts of recruitment by promotion shall be made on the 
recruitment by 

basis of seniority subject to the rejection of unfit according to the 
promotion 

Uttarakhand Departmental Promotion of constituted Committee 
(Out of the Preview of the Uttarakhand Public Service 
Commission ) Rules, 2012 as amended from time to time shall made 
under the selection committee , consisting of following members 
(a ) Appointing Authority 

Chairman ; 
(6 ) Two Gazetted Officer häving- supervisory status- on - that post 

for which selection shall be made , nominated by Appointing 
Authority 

-Member; 
(0 ) An officer of Scheduled Caste and Scheduled Tribes 

nominated by Appointing Authority -Member ; 
(2 ) The Appointing Authority shall prepare_an_eligibility list of the 

candidates and place it before the Selection Committee along with 
their character rolls and such other records, pertaining to them , ( Out 
of the Preview of the Uttarakhand Public Service Commission ) 
Selection Rules, 2003 as amended from time to time, as may be 

considered proper. 
(3 ) The Selection -Committee- shall-consider the cases of candidates on 

the basis of the records, referred to in sub -rule ( 2). 
(4 ) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates 

name arranged in order of seniority as in such cadre and forward 
the same to the Appointing Authority , who shall send the name of 

required number of selected candidates to related . 
Combined select 17 . If in any year of recruitment/appointment are made both by direct 
list 

recruitment and by promotion , a combined select list shall be 
prepared by taking the name of candidates from the relevant lists, in 
such manner that the prescribed percentage is maintained , the first 

name in the list being of the person appointed by promotion . 
PART- VI-APPOINTMENT, PROBATION , CONFIRMATION 


AND SENIORITY 


Appointment 


18. (1) Subjeet to the provisions of sub-rule (2), the appointing authority 

shall make appointments by taking the names of candidates in the 
order in which they stand in the lists prepared under rules, 15, 16 or 
17 . 


(2 ) Where in any year of recruitment appointments are made both by 

direct recruitment and promotions regular appointments shall not be 
made unless selections are made from both the sources and a 
combined list is prepared in accordance with rule 17. 


HIHI 1] 


Bagus UC, 09 Fa, 2018 go (v 19, 1940 91 m ) 


289 


1. 


Probation 


(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any 

one selection , a combined - order shall also be issued , mentioning 
the names of the persons, in order of seniority , as determined , in the 
selection , or as the case may be , as it stood , in the cadre, from which 
they are promoted , If the appointments are made, both by direct 
recruitment and by promotion , names shall be arranged, in 

accordance with the cyclic order, referred to rule 17 
(4 ) The Appointing Authority may make appointments in temporary or 

officiating from the list prepared under sub -rule ( 1). If no candidate 
is available of list, he may appoint eligible candidates on such 
vacancies under these rules. Such appointments shall not last for a 
period exceeding one year or beyond the next selection under these 

rules, whichever be earlier. 
19. A person on substantive appointment to a post in the Service shaif 

be placed on probation for a period of two years. 
(2) The appointing authority may , for reasons to be recorded , extend 

period of probation in individual cases specifying the date up to 
which the extension is granted ; 

Provided that, save in exceptional circumstances, the period. 
of probation shall not be extended beyond one year and in no 

circumstances beyond two year. 
(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the 

end of the period of probation or extended period of probation that a 
probationer has not made sufficient use ofhis opportunities, he may 
be reverted to his substantive post, any, and if he does nothold a 

lien on any post, his servicesmay be dispensed with . 
(4 ) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with 

under sub-rule (3 ) shall not be entitled to any compensation . 
(5) The appointing authority may allow continuous Service , rendered in 

an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre 
or any other equivalent or higher post, to be taken into account for 

the purpose of computing the period of probation . 
20. (1) A Probationer shall be confirmed in his appointment at the end of 

the period of probation or the extended period of probation , if 
(a ) he has passed prescribed departmental examinations, if any; 
(b ) he has successfully undergone the prescribed training, if any; 
(C ) his work and conduct is reported to be satisfactory; 
(d ) his integrity is certified ; and 

the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit 
for confirmation . 


Confirmation 


1 290 


Seniority 


Bera g 167C , 09 , 2018 go ( 19, 1940 95 +98 ) 

[ HIT 1 
21. The seniority of persons (substantively appointed in any category of 

posts) shall be determined in accordance with the Uttarakhand 
Government Servants (Seniority Determination ) Rules, 2002 , as 
amended from time to time. 


PART- VII- PAY ETC. 


Pay Scales 


Pay during 
probation 


22. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various 

categories ofposts in the service shall be such as may be determined 

by the Government from time to time. 
(2) The Scales of pay at the time of the Commencement of these rules 

are given in Appendix - A . 
23 (1) Notwithstanding any provision in the Financial Rules to the contrary 

a person on probation if he is not already in permanent government 
service shall be allowed his first increment in the time- scale, when 
he has completed one year of satisfactory service including period 
of- training and has passed the Departmental examination ; and 
second increment, after two years satisfactory service, where he has 
completed the probationary period and is also confirmed ; 

Provided that, if the period of probation is extended on 
account of failure to give satisfaction , such extension -shall not_count 

for increment unless the appointing authority direct otherwise. 
(2 ) The pay during probation of a person who was already holding a 

post, under the Government, shall be regulate, by the relevant 
Financial Rules ; 

- Provided that, if the period of_probation_is_extended.on . 
account of failure to give satisfaction , such extension shall not count 

for increment unless the appointing authority directs otherwise. 
(3) The pay, during probation of a person who is already in permanent 

government service shall be regulated by the relevant rules 
applicable to Government Service generally governing in 
connection with the affairs to the State . 


ELMAN.Lwust 


PARTMOTHER -PROVISIONS 


Canvassing 


24 . 


No recommendation , either written or oral, other than those required 
--under-the rules applicable to the Post or Service-will-be-taken - into 
consideration . Any attempt on the part of a candidate to enlist 
support directly or indirectly for his candidature will disqualify him 
for appointment. 
In regard to the matters not specifically covered by these rules or 
special orders , persons appointed to the service shall be governed by 
the regulations and orders applicable generally to Government 


25 . 


Regulation of 
other matters 


HTT 1 


291 


.. 


Relaxation 
from the 
conditions of 
service 


BRICHE C , 09 17, 2018 go (v 19, 1940 9 409 ) 

servants serving in connection with the affairs of the State. 
26 . Where the State Government is satisfied that the operation of any 

rule regulating the conditions of service of persons appointed to the 
service caused undue hardship in any particular case, it may , 
notwithstanding anything contained in the rules applicable to the 
case, by order, dispense with or relax than requirements of that rule 
to such extent and subject to such conditions as it may consider 

necessary for dealing with the case in a just and equitable manner. 
27 . Nothing in these rules shall affect reservations and other 

-concessions required for the candidates belong to Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and other special categories of persons to the State 
of Uttarakhand in accordance with the orders of the Government 
issued from time to time in this regard . 


Saving 


292 


BARROUS GC, 09 9, 2018 do (v 19, 1940 215 ya) 

[971 1 
Appendix- A 
District wise number of the post of Land survey and recording procedure of 

working employees 

rule 4 ( 1) and 4 (2 ) 


S.N. 


Name of post 


Pay scale 


Total 
posts (column 

-4 + 5 ) 


US Nagar 

Unit 
No. of 
approved 
posts 
-4 
05 


Dehradun 

Unit 
No.of 
approved 
posts. 

5 
05 


10 


20 


20 


40 


01 


01 


02 


01 


01 


02 


01 


01. 


02 . 


. 


07 


01 


-02 


01 


01 


02 


1 

3 
1 . Survey Nayab Tehsildar 9300-34800 

grade pay 4200 
2 . Survey Kanongo 

5200-20200 

grade pay 2400 
3 . Presenting Kanongo 5200-20200 

grade pay 2400 
4 . Senior Assistant 

5200-20200 

grade pay 2800 
5 . Peshkaar ( court readers, 5200-20200 

grade pay 2000 
6 . Ahalmad 

5200-20200 

grade pay 2000 
7 . Record Keeper 

5200-20200 

grade pay 1900 
-8. Cashier 

-5200-20200 

grade pay 2000 
9 . Junior Assistant /Typist 5200-20200 

grade pay 1900 
10 . Draft man 

5200-20200 

grade pay 2000 
11. Tracer 

5200-20200 

grade pay 1800 
12. Survey Lekhpat 

5200-20200 

grade pay 1900 
13 Presenting Muhrir 

5200-20200 

grade pay 1800 
14 . Jeep Driver 

5200-20200 

grade pay 1800 
Total 


01 


OL 


L02. 


01 


01 


02 


02 


02 


04 


05 


05 


10 


40 


40 


80 


01 


01 


02 


01 


01 


02 


81 


81 


162 


293 


भाग 1 ] उत्तराखण्ड गजट, 09 जून, 2018 ई ० ( ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 

अधिसूचना 

20 मार्च, 2018 ई ० 
संख्या 151 / XVIII (3) / 2018-3(6) / 2016- श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश भू - राजस्व अधिनियम , 1901 
( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त ) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित ग्राम, जिसे अधिसूचना संख्या 
70 / 1-14-2000-49(2) –94-81, दिनांक 10 मार्च, 2000 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रखा गया 
था , में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाएँ इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से बन्द हो जायेंगी: 

अनुसूची 
जनपद ______ तहसील 


परगना 


ग्राम का नाम 


1 


2 


3 


4 


ध्यानपुर 
-खेगपुर 


-ऊधमसिंह नगर 


सितारगंज 


पूरनगढ़ 


आज्ञा से , 


हरबंस सिंह चुघ , 
प्रभारी सचिवा 


In pursuance of the provisions - of-clause = ( 3 ) -of- the- Article - 348 of the Constitution of India , 
the Governor- is -pleased...to order the publication of the following -English translation of...Notification 
No. 151/XVIII( 3)/ 2018-3( 6)/ 2016, dated March 20, 2018 for generalinformation. 


NOTIFICATION 


March 20, 2018 
No. 151/ xVIII(3)/ 2018-3(6 )/2016 --Inexercise ofthe powers conferred by section 48of the Uttar Pradesh 
Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act. No. 3 of 1901), (as applicable to the State ofUttarakhand ), the Governor is 
pleased to declare that the Survey and Record Operation in the village mentioned in the Schedule below which 
were placed under Survey and Record Operation vide Govt . Notification No. 70/1-14-2000-49(2) -94-81, dated 
March 10 , 2000 Shall be closed with effect from the date of publication of this notification in the officialGazette . 

Schedule 


. 


District 


Tehsil 


-Parganas 


Name ofVillage 


2 


4 


Dhyanpur 


Udham Singh Nagar 


Sitarganj 


Nanakmatta 


Khempur 


Poorangarh 


By Order, 


HARBANS SINGH CHUGH , 


Secretary In -charge. 


पी ०एस० यू ० ( आर0 ई 0) 23 हिन्दी गजट / 315 - भाग 1-2018 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू0 ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2018-2020 


मेर 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार , दिनांक 09 जून 2018 ई0 ( ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम . कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
HIGH - COURT OF UTTARAKHAND ,NAINITAL 

NOTIFICATION 

May 08, 2018 
No. 180/UHC /XIV -a/38/ Admin.A /2015 --Sri Ravindra Dev Mishra , 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.),Hardwar 
is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 16.04.2018 to 28.04.2018 with permission to prefix 14.04.2018 
& 15.04.2018 as holidays and suffix 29.04.2018 & 30.04.2018 as holidays . 

By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd/ 

Registrar (Inspection ). 
NOTIFICATION 

May 10, 2018 
No. 181/UKC /XIV - 14 /Admin.A / 2008 -- Sri Dharmendra Singh Adhikari, Additional Director, Uttarakhand 
Judicial & Legal Academy, Bhowali, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 19.04.2018 
to- 28.04.2018- with -permissionte -Suffix :29.04.2018- as- Sunday- holiday 

By Order ofHon ble the Chief Justice , 

Sd 

Registrar (Inspection). 
NOTIFICATION 

May 10, 2018 
No. 182 /UHC/XIV /50 /Admin.A --Sri Pradeep Pant, District & Sessions Judge ,Chamoli is hereby sanctioned 
medicalleavefor 03 days w.e.f. 23.04.2018 to 25.04.2018 . 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd / 
Registrar (Inspection) : 


459 - ख 


460 


उत्तराखण्ड गजट, 09 जून, 2018 ई० ( ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


NOTIFICATION 


May 15, 2018 


No. 183/UHC /XIV -a /29 /Admin.A /2012 --Ms. Vibha Yadav, the then Assistant Director, Uttarakhand Judicial 
& Legal Academy Bhowali,District Nainital, presently posted as JointRegistrar (Judicial & Admin .), Uttarakhand 
Public Service Tribunal, Dehradun is hereby sanctioned : 


1 . 


| Medical leavefor - 14 days W.e... 23.10.2017 to 05.11.2017 . 


2. 


| Maternity leave for 180 days w.e.f. 06.11.2017 to 04.05.2018. 


By Order ofHon ble the Chief Justice , 

Sd/ 
Registrar (Inspection ). 


NOTIFICATION 


May 16, 2018 


No. 184/UHC /XIV - a /30 /Admin.A / 2010 -- Sri Dharam Singh , Judge, Family court Nainital is hereby 
sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 23.04.2018 to 05.05.2018 with permission to prefix 22.04.2018 as 
Sunday holiday and suffix 06.05.2018 as Sunday holiday. 


NOTIFICATION 


" May 16 , 2018 


No. 185/UHC /XIV -a /38 /Admin.A /2012 --Ms. SachiSharma, JudicialMagistrate-l,Haldwani, DisitrictNainital 
is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 01.05.2018 to 10.05.2018 with permission to prefix 29.04.2018 
& 30.04.2018 as holidays . 


NOTIFICATION 


May 16, 2018 


No. 186 /UHC /XIV - a/50 /Admin.A / 2012 --Ms. Neha Kushwaha, Civil Judge (Jr. Div.), Haldwani, Disitrict 
Nainital is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 01.05.2018 to 11.05.2018 with permission to prefix 
29.04.2018 & 30.04.2018 as holidays and suffix 12.05.2018 & 13.05.2018 as holidays. 


By Order of Hon ble the Administrative Judge, 

Sd / 
Registrar (Inspection). 


कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून 

कार्यभार प्रमाण - पत्र 


27 अप्रैल, 2018 ई ० 


पत्रांक वाकअधि0 / कार्यभार / व्य ० प ० / 74(13) / 141 / 2018 – प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उत्तराखण्ड 
उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र / आदेश सं 0 1767/UHCIXIII-f-7/ Admin.A/ 2004, दिनांक 26.04.2018, जिसके अनुसार 
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून का प्रभार वर्तमान कर्तव्य (पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, देहरादून ) 


भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट, 09 जून, 2018 ई ० ( ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 


461 


के अतिरिक्त है तथा उत्तराखण्ड शासन के वित्त अनुभाग -8 की अधिसूचना संख्या 369(1) / 2018 / 07 (100) / XXVII (8) / 08, 
दिनांक 25.04.2018 के अनुपालन में अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तराखण्ड , देहरादून के पद का अतिरिक्त 
कार्यमार आज दिनांक 27.04.2018 की पूर्वान्ह में ग्रहण किया गया । 


अवमुक्त अधिकारी, 


अवमोचक अधिकारी, 


सिकन्द्र कुमार त्यागी . 


अध्यक्ष, 


आई० एस० बृजवाल . 

प्रभारी अध्यक्ष, 
वाणिज्य कर अधिकरण, 
उत्तराखण्ड, देहरादून पीठ । 


वाणिज्य कर अधिकरण, 
उत्तराखण्ड, देहरादून । 


प्रतिहस्ताक्षर 
ह 0 ( अस्पष्ट ), 

सचिव, 


वित्त अनुभाग -8, 
उत्तराखण्ड शासन , देहरादून । 


कार्यभार प्रमाण - पत्र 


27 अप्रैल, 2018 ई ० 


Pati- NETAIMDARI 


पत्रांक वाकअधि 0 / कार्यभार / व्य ० प ० / 74( 13 ) / 142 / 2018 – प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उत्तराखण्ड 
उच्च न्यायालय , नैनीताल के पत्र / आदेश सं 0 1767/ URC / XIII-f-7/ Admin. / 2004, दिनांक 26.04.2018, तथा उत्तराखण्ड 
शासन के वित्त अनुभाग -8 की अधिसूचना संख्या 369 (1) / 2018 / 07(100 ) / XXVII (8) / 08, दिनांक 25.04.2018 के 
अनुक्रम में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तराखण्ड, देहरादून पीठ ( आहरण एवं वितरण अधिकारी) के पद का 
कार्यभार आज दिनांक 27.04.2018 की पूर्वान्ह में ग्रहण किया गया । 

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कार्यालय की कैश बुक के अनुसार स्थाई अग्रिम की धनराशि ₹ 2,500.00 
( रुपये दो हजार पाँच सौ मात्र) को भी प्राप्त किया गया । 


2 . 


अवमुक्त अधिकारी, 


आई ० एस ० बृजवाल , 

प्रभारी सदस्य , 
वाणिज्य कर अधिकरण , 
उत्तरार 

दून पीठ । 


अवमोचक अधिकारी, 
सिकन्द कुमार त्यागी, 

सदस्य, 
वाणिज्य कर अधिकरण , 
उत्तराखण्ड, देहरादून पीठ । 
( आहरण एवं वितरण अधिकारी) 


ड , 


प्रतिहस्ताक्षरित 
ह 0 ( अस्पष्ट ), 

सचिव , 
वित्त अनुभाग -8, 
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून । 


462 


उत्तराखण्ड गजट , 09 जून, 2018 ई ० ( ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड 

( फार्म - अनुभाग ) 

विज्ञप्ति 

25 मई , 2018 ई ० 
पत्रांक 994 / राज्य कर उत्तरा० / फार्म - अनु0 / 2017-18 / केन्द्रीय फार्म - सी / एफ / खोया / चोरी / नष्ट 
हुए / देण्दून - केन्द्रीय विक्रीकर ( उत्तराखण्ड) -नियमावली-2006 के नियम-8(13) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , 
मैं , आयुक्त कर, उत्तराखण्ड ,निम्नलिखित सूची में उल्लिखित फार्म “ सी , जिनके खो जाने / चोरी हो जाने अथवा नष्ट 
हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए, इन फार्मस के प्रयोग 
को अवैध घोषित करता हूँ । 


क्र ० 
सं ० 


व्यापारी का नाम , पता व टिन नं 0 


खोये चोरी नष्ट खोये / चोरी / नष्ट अवैध घोषित 

फार्म को 
हुए फार्मों की 

हुए फार्मों की 
संख्या सीरीज / क्रमांक 

किए जाने 


का कारण 


1 . 


( Form- C ) -04 


सर्वश्री मैटलमैन माईक्रो टर्नर्स प्लॉट नं0-17 , 
सेक्टर -9, आई0 आई0 ई0, पंतनगर, ऊधमसिंह नगर , 
टिन नं0-05009730483 


U.K.VATIC - 2012 
0159781 , 0159802, 
0159831, 0159865 


खोने के 
कारण 


सौजन्या , 
आयुक्त, राज्य कर, 

उत्तराखण्ड । 


NOTIFICATION 


May 25, 2018 


No. 994/ State Tax/ Form/ Lost/Stolen/Destroyed / 2018-19/ D.Dun-- WHEREAS, information have been 
received regarding Lost/Stolen /Destroyed " Form -C " enlisted below . 

I, Commissioner, Tax , Uttarakhand in exercise of the powers conferred by Rule 8 ( 13 ) of Central Sales Tax 
(Uttarakhand)Rules, 2006 , hereby declare that" Form -C ” bearing serial no . as listed below , should be considered 
as invalid for all purposes. 


SI. 
No. 


Name, Address and Tin No. of Dealers 


No. of Lost 

Stolen / 
Destroyed 

-Forms 


SI. No. of Lost/ 

Stolen or 
Destroyed Forms 


Reasons for 

declaring 
the forms 
obsolete or 

invalid 


1 . 


( Form- C )--04 


Lost 


M / s Metalman Micro Turners Plots No.- 17 , 
Sec.-- 9 , 1.I.E., Panth Nagar , 
Udham Singh Nagar, Tin -- 05009730483 


U.K.VATIC - 2012 
0159781, 0159802, 
0159831,0159865 


SOWJANYA, 
Commissioner, State Tax, 

Uttarakhand. 


463 


भाग 1 - क ] 

उत्तराखण्ड गजट, 09 जून, 2018 ई ० ( ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 
कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड 

( विधि - अनुभाग) 

28 मई , 2018 ई ० 
ज्वाइण्ट कमिश्नर ( कार्य0), राज्य कर , 
देहरादून / हरिद्वार / रुड़की / रुद्रपुर / हल्द्वानी सम्भाग 

पत्रांक 1031 / रा ० कर आयु० उत्तरा० / रा 0 क 0मु 0 / विधि - अनुभाग / 18-19 / देहरादून - उत्तराखण्ड शासन 
वित्त अनुभाग-- 8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 456 / 2018.79(120) / XXVIt(s) 72017 दिनांक 23 मई 2018 का संदर्भ 
ग्रहण करें , जिसके द्वारा दिनांक 07.05.2018 से दिनांक 16.06.2018 तक की सीमित अवधि के लिए " उत्तराखण्ड अग्रिम 
-विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्य श्री विपिन चन्द्र, अपर आयुक्त, राज्य कर, मुख्यालय, देहरादून के स्थान पर 
श्री अनिल सिंह, संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, मुख्यालय देहरादून को नियुक्त किया जाना अधिसूचित किया गया है । 

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर , अपने 
अधीनस्थ समस्त कर -निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के 
पदाधिकारियों व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/ सचिव- को - सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें । 


MITHLETI 


वित्त अनुभाग -8 

अधिसूचना 

23 मई , 2018 ई ० 
संख्या 456/2018/9(120) / XXVII( 8) / 2017- चूँकि , राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित 
में ऐसा करना समीचीन और आवश्यक है ; 

अतएव , अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( अधिनियम सं 0 06, वर्ष 2017) 
की धारा 96 की उपधारा (2) सपठित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम , 2017 के नियम 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए. दिनांक -07 : 05.2018 से दिनांक 16.06.2018 तक की सीमित अवधि के लिए उत्तराखण्ड अग्रिम 
विनिर्णय प्राधिकरण , के दस्य के प में श्री विपिन चन्द्र , अपर आयुक्त , राज्य कर, मुख्यालय, देहरादून के स्थान पर 
श्री अनिल सिंह, संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, मुख्यालय, देहरादून को नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. श्री राज्यपाल महोदय , यह भी निर्देश देते हैं कि यह अधिसूचना दिनांक 17.06.2018 से स्वतः ही विखण्डित 
समझी जायेगी । 

आज्ञा से , 
अमित सिंह नेगी , 


सचिव । 


=Inpursuance - of -the - provisions - of -clause ( 3) -of-the - Article- 348 - of -the- Constitution - of -India, 
the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification 
No. 456/2018/9( 120)/ XXVII ( 8)/ 2017, dated May 23, 2018 for generalinformation. 


NOTIFICATION 


May 23, 2018 


No. 456/2018/9 ( 120 )/XXVII(8 )/ 2017 --WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient 
and - necessary-so-to- do-in- publicinterest; 

NOW , THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of section 96 of the Uttarakhand 
Goods and Services Tax Act, 2017 (Actno . 06 of2017 ) read with rule 103 ofthe Uttarakhand Goods and Services Tax 
Rule , 2017 ,the Governor is pleased to allow to appoint ShriAnil Singh , JointCommissioner State Tax,Headquarter, .. 


464 


उत्तराखण्ड गजट, 09 जून, 2018 ई० (ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
Dehradun in place of Shri Vipin Chandra , Additional Commissioner State Tax, Headquarter, Dehradun as a 
member ofthe“ Uttarakhand Authority for Advance Ruling" for the limited period from 07.05.2018 to 16.06.2018 . 

2. The Governor also directs that the notification shall be deemed rescind itself from the date 17.06.2018 . 


--- 


6 


24.11 


By Order, 
AMIT SINGH NEGI, 

Secretary . 

पीयूष कुमार, 
अपर आयुक्त ( वि ० वे०), राज्य कर , 

मुख्यालय. देहरादून । 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), ऋषिकेश 

आदेश 

14 अप्रैल, 2018 ई ० 
पत्रांक 373 / ला ० / निलम्ब 0 / 2018 - विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों / पुलिस अधिकारियों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति 
के विरुद्ध की गई कार्यवाही की संस्तुति पर लाइसेन्सधारकों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया । लाइसेन्सधारकों 
द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण चालन अनुज्ञप्तियों के विरुद्ध जनसुरक्षा 
को ध्यान में रखते हुए, अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में , मैं , डा 0 अनीता चमोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , 
ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा -19 की उपधारा -1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
निम्नलिखित लाइसेंसों को उनके सम्मुख अंकित अवधि तक निलम्बित करती हूँ: 
क्र 0 लाइसेन्सधास्क का नाम 

लाइसेंस संख्या / श्रेणी 

संस्तुतिकर्ता 
सं ० 

कृत कार्यवाही 

अभियोग 

अधिकारी 
व पता 

निलम्बित 
2 

" 5 
1 . -श्री - रहीस- अहमद पुत्र यूके -1420060044682, सहायक सम्भागीय ओवर लोड 

25.08.2017 
श्री अबदुल सलाम, कार, परिवहन यान परिवहन अधिकारी, 

से 
निवासी -21;-बौराडी, 

ऋषिकेश 
नई टिहरी 

तक निलम्बित 
-2.. श्री सुनील शर्मा पुत्र यूके -1420110026990, सहायक सम्भागीय क्षमता से अधिक 

11.10.2017 
श्री देवी दत्त शर्मा, कार , हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, सवारी बैठाना 

से 
निवासी -2 / 7, 20 बीघा , ( व्यवसायिक ) . 

ऋषिकेश 

10.01.2018 
मुनि की रेती, ऋषिकेश परिवहन यान 

तक निलम्बित 
श्री मनवीर सिंह पुत्र यूके -1420030040565, पुलिस अधीक्षक , क्षमता से अधिक 

17.01.2018 
श्री प्रेम सिंह, कार , हल्का मोटर वाहन | उत्तरकाशी 

सवारी बैठाना से 
निवासी ग्राम हल्दिायारी | (व्यवसायिक ) 

16.04.2018 
बामन गाँव , उत्तरकाशी 

तक निलम्बित 
श्री सुन्दर सिंह पुत्र यूके -1420070066623 , सहायक सम्भागीय मोबाइल फोन 

19.01.2018 
श्री प्यारे लाल, कार, हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी ... 

का प्रयोग 

से 
निवासीन्छिदवाला, च्यवसायिको 

18.04.2018 
ऋषिकेश 

तक निलम्बित 
5 . श्री राजेश कुमार पुत्र 

यूके -1419970007825 , सहायक सम्भागीय भार वाहन में 08.02.2018 
श्री रतीराम , 

कार, हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, " ओवर लोड 
निवासी - इन्द्रा नगर, (व्यवसायिक ) 

ऋषिकेश 

07.05.2018 
ऋषिकेश 

तक निलम्बित 
6 . श्री पारसनाथ राजभर पुत्र यूके -1420030076182, सहायक सम्भागीय मोबाइल फोन 19.01.2018 
श्री रघुनाथ राजभर , मोटर साइकिल व कार परिवहन अधिकारी, 

का प्रयोग 

से 
निवासी - ए -2744, 

ऋषिकेश 

18.04.2018 
आई० डी ० पी ० एल० , 

तक निलम्बित 
ऋषिकेश 
7 . श्री नित्यानन्द शर्मा पुत्र IN- 643/ RKS/ 004 , सहायक सम्भागीय मोबाइल फोन 

27.01.2018 
श्री राजचन्द्र शर्मा, मोटर साइकिल परिवहन अधिकारी, 

का प्रयोग 

से 
निवासी - टीएचडीसी 

ऋषिकेश 

26.04.2018 
कॉलोनी, ऋषिकेश 

तक निलम्बित 


3 . 


4 . 


रुड़की 


1 .. 


भाग 1 - क उत्तराखण्ड गजट, 09 जून, 2018 ई ० ( ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत्) 

465 
2 . 

3 

4 5 

6 
8 . श्री विक्रम सिंह पुत्र यूके -1420010064933, पुलिस अधीक्षक , | क्षमता से अधिक 

17.01.2018 
श्री रूप सिंह, कार, हल्का मोटर वाहन उत्तरकाशी 

सवारी बैठाना से 
निवासी - ग्राम अठूरवाला , (व्यवसायिक ) 

16.04.2018 
ऋषिकेश 

तक निलम्बित 
9 . श्री केशव राम पुत्र यूके -1419890057250 , सहायक सम्भागीय क्षमता से अधिक 

21.01.2018 
श्री इन्द्र दत्त , 

कार , हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, सवारी बैठाना से 
निवासी - श्यामपुर, 

(व्यवसायिक) ऋषिकेश 

20.04.2018 
ऋषिकेश 

-तक निलम्बित 
10. | श्री हरीश्याम पुत्र यूके -4420160091982 . सहायक सम्भागीय क्षमता से अधिक 

25.01.2018 
कार, हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, सवारी बैठाना 
निवासी - ऋषिकेश, (व्यवसायिक) 

ऋषिकेश 

24.04.2018 
देहरादून 

तक निलम्बित 
F1 श्री दीपक जोशी पुत्र यूके -1420140077393 . सहायक सम्भागीय : मोबाइल फोन -09: 01: 2018- 
श्री एल 0 पी 0 जोश, मोटरसाइकिल व कार परिवहन अधिकारी, 

का प्रयोग 

से 
निवासी -- श्यामपुर, 

ऋषिकेश 

08.04.2018 
ऋषिकेश 

तक निलम्बित 
42. श्री चन्दन सिंह पुत्र यूके 1419750027449 वरिष्ठ पुलिस 

ओवर लोड 29.12.2017 
श्री मुलाली सिंह, कार, हल्का मोटर वाहन अधीक्षक , 

से 
निवासी - टैक्सी यूनियन , ( व्यवसायिक ) 

टिहरी गढ़वाल 

28.03.2018 
ऋषिकेश 

तक निलम्बित 
13. श्री मुकेश कुमार पुत्र यूके -142009003407, वरिष्ठ पुलिस 

क्षमता से अधिक 29.12.2017 
श्री देवी प्रसाद, कार, हल्का मोटर वाहन अधीक्षक , 

सवारी बैठाना से 
निवासी - ढालवाला, (व्यवसायिक ) 

टिहरी गढ़वाल 

28.03.2018 
ऋषिकेश 

तक निलम्बित 
श्री कुलदीप सिंह पुत्र यूके 1420060038490 , सहायक सम्भागीय क्षमता से अधिक 

.08.12.2017 
श्री भोपाल सिंह , कार , हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, सवारी बैठाना 

से 
निवासी गढ़ी श्यामपुर , 

(व्यवसायिक) पौडी 

02.03.2018 
ऋषिकेश 

तक निलम्बित 
15 . मो 0 वाजिद पुत्र 

यूके -1420080027130 , सहायक सम्भागीय ओवर लोड 23.12.2017 
कार, हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, 

से 
निवासी - ओपन शॉपिंग, (व्यवसायिक ) 

ऋषिकेश 

22.03.2018 
टिहरी गढ़वाल 

तक निलम्बित 
16. | श्री दलवीर सिंह पुत्र यूके -1420030062023, सहायक सम्भागीय " ओवर लोड 

22.12.2017 
श्री कोतवाल सिंह, कार, हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, 

से 
निवासी चम्बा, 

(व्यवसायिक ) ऋषिकेश 

21.03.2018 
टिहरी गढ़वाल 

तक निलम्बित 
17 . श्री ज्ञान सिंह पुत्र यूके -1420000076745 , पुलिस अधीक्षक , क्षमता से अधिक 

26.12.2017 
श्री अन्य सिंह, कार, हल्का मोटर वाहन उत्तरकाशी 

सवारी बैठाना 

से 
निवासी - ग्राम गनवाल (व्यवसायिक) 

25.03.2018 
गाँव, डूण्डा, उत्तरकाशी 

तक निलम्बित 
18. श्री संजय सिंह पुत्र यूके -1420050024353 , 

वरिष्ठ पुलिस 

क्षमता से अधिक 

30.12.2017 
श्री शान्ति सिंह, कार, हल्का मोटर वाहन अधीक्षक , 

सवारी बैठाना 

से 
निवासी - प्रतापनगर, व्यवसायिक ) 

टिहरी गढ़वाल 

29.03.2018 
टिहरी गढ़वाल 

तक निलम्बित 
19 . श्री मुकुल उनियाल पुत्र यूके -1420150079272 , सहायक सम्भागीय क्षमता से अधिक 09.12.2017 से 

श्री महेश्वरी प्रसाद , कार , हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, सवारी बैठाना 08: 03.2018 
निवासी - आई0 डी 0 पी 0 एल0 . (व्यवसायिक ) 

ऋषिकेश 

तक निलम्बित 
ऋषिकेश 
20 . श्री मनोज कुमार गुप्ता यूके -- 1419960049197 , सहायक सम्भागीय क्षमता से अधिक 

14.11.2017 
पुत्र श्री पूरण चन्द गुप्ता , कार, हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, सवारी बैठाना 
निवासी - मायाकुण्ड, 

(व्यवसायिक) ऋषिकेश 

13.02.2018 
ऋषिकेश 

तक निलम्बित 
21 . श्री जगदीष सिंह पुत्र यूके -1419970055689 , वरिष्ठ पुलिस 

ओवर स्पीड 03.01.2018 
" श्री विजय सिंह, 

कार , हल्का मोटर वाहन अधीक्षक , 
निवासी - ढालवाला, (व्यवसायिक ) 

टिहरी गढ़वाल 

02.04.2018 
-ऋषिकेश 

-तक -निलम्बित 


मो 0 वाहिद , 


-- 


-- 


466 


[ भाग 1 - क 

6 . 


4 


- ........ ... 


02.01.2018 

से 
01.05.2018 
तक निलम्बित 


23. 


उत्तराखण्ड गजट, 09 जून, 2018 ई ० ( ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 
-1 2 3 

5 
22. श्री कमल सिंह पुत्र यूके -1419960027403 , वरिष्ठ पुलिस 

शराब का सेवन 
श्री कुन्दन सिंह , कार , हल्का मोटर वाहन अधीक्षक , 

कर, वाहन 
निवासी -पट्टी भरपूर, 

(व्यवसायिक ) टिहरी गढ़वाल 

चलाना 
टिहरी गढ़वाल 
श्री रणजीत सिंह पुत्र यूके -1420030064522, 

सहायक सम्भागीय ओवर लोड 
श्री गोविन्द सिंह, कार, हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, 
निवासी चौरास , एव्यवसायिक 

पौड़ी 
टिहरी गढ़वाल 
24 . श्री शिरताज सिंह पुत्र यूके -1420120048188, पुलिस सब 

शराब का सेवन 
श्री भोला सिंह रावत , मोटरसाइकिल व कार इन्स्पेक्टर, ट्रैफिक कर, वाहन 
निवासी- मुनि की रेती, 

सेल, परनेम, गोवा चलाना 
ऋषिकेश 
25. | श्री मंगत सिंह पुत्र यूके -1420080030154, वरिष्ठ पुलिस 

ओवर लोड 
श्री केशर सिंह, 

कार, हल्का मोटर वाहन अधीक्षक , 
निवासी - ऋषिकेश व्यवसायिकों 

टिहरी गढ़वाल 


14.11.2017 

से 
13.02.2018 
तक निलम्बित 


01.01.2018 

से 
-30 : 04.2018 
तक निलम्बित 


14.01.2018 

से 
13.04.2018 
तक निलम्बित 


क्षमता से अधिक 
सवारी बैठाना 


07.01.2018 

से 
06.04.2018 
तक निलम्बित 


ओवर लोड . 


16.12.2018 

से 
15: 03.2018 
तक निलम्बित 


28. 


27.10.2017 


भार वाहन में 
यात्री ढोना 


26. | श्री धरम सिंह पुत्र यूके -1420120037311, वरिष्ठ पुलिस 
श्री शोकिन सिंह, 

कार , हल्का मोटर वाहन अधीक्षक, 
निवासी - गौहरी माफी, (व्यवसायिक) 

टिहरी गढ़वाल 
रायवाला, ऋषिकेश 
27 . श्री जितेन्द्र लाल पुत्र 

यूके -1420050040191, सहायक सम्भागीय 
श्री वी ० राम, 

कार, हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, 
निवासी -414, 

(व्यवसायिक) 

ऋषिकेश 
टिहरी गढ़वाल 
श्री कमल कुमार पुत्र 

यूके -1419950063940, सहायक सम्भागीय 
श्री शीतल प्रसाद, कार, हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी , 
निवासी - दुर्गा मन्दिर, | (व्यवसायिक ) 

ऋषिकेश 
ऋषिकेश 
29. | श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र यूके -1419880080433 , सहायक सम्भागीय 

श्री सुकवरी सिंह , कार, हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, 
निवासी - हरिद्वार मार्ग, (व्यवसायिक ) 

ऋषिकेश 
ऋषिकेश 
30. | श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र यूके -1420010043255 , सहायक सम्भागीय 
श्री भारत सिंह , 

कार, हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, 
निवासी - डोईवाला , (व्यवसायिक ) 

ऋषिकेश 
ऋषिकेश 
31. | श्री रविन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र यूके -1419940008857 , सहायक सम्भागीय 

श्री प्रेम सिंह बिष्ट , मोटरसाइकिल व कार परिवहन अधिकारी, 
निवासी - ऋषिकेश 

ऋषिकेश 


26.01.2018 
तक निलम्बित 


भार वाहन में 
यात्री ढोना 


02.11.2017 

से 
01.02.2018 
तक निलम्बित 


क्षमता से अधिक 
सवारी बैठाना 


07.12.2017 

से 
06.03.2018 
तक निलम्बित 


05.08.2017 


मोबाइल का 

प्रयोग 


04.11.2017 
तक निलम्बित 


ओवर लोड.. 


32. श्री रघुवीर सिंह पुत्र 

श्री दलीप सिंह, 
निवासी - आशुतोष नगर, 
ऋषिकेश 


यूके -1420010025529 , सहायक सम्भागीय 
कार, हल्का मोटर वाहन | परिवहन अधिकारी, 
(व्यवसायिक ) 

ऋषिकेश 


09.01.2018 

से 
08: 04.2018 
तक निलम्बित 


ओवर लोड 


33. श्री कमल कुमार पुत्र 

श्री रामपल , 
निवासी - बापूग्राम , 
ऋषिकेश 


यूके -1420080001496 . सहायक सम्भागीय 
कार, हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, 
( व्यवसायिक) 

ऋषिकेश 


28.01.2018 

से 
27.04.2018 
तक निलम्बित 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 09 जून , 2018 ई० (ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 


467 


-1 


2 --- 


3 


4 


5 


6 


ओवर लोड 


12.01.2018 

से 
11.04.2018 
तक निलम्बित 


मोबाइल का 

प्रयोग 


10.01.2018 

से 
09.04.2018 
तक निलम्बित 


16.02.2018 


मोबाइल का 

प्रयोग 


34. श्री सचिन कुमार शर्मा पुत्र यूके -1420030023083 , सहायक सम्भागीय 

श्री कल्लूराम शर्मा, कार , हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, 
निवासी - आदर्श ग्राम , (व्यवसायिक ) 

ऋषिकेश 
ऋषिकेश 
35. श्री अजय रियाल पुत्र यूके -142014006739, सहायक सम्भागीय 

श्री रमेश रियाल , मोटर साइकिल व कार परिवहन अधिकारी, 
निवासी - रायवाला, 

ऋषिकेश 
ऋषिकेश, देहरादून 
36. | सुश्री सृष्टि सेमवाल पुत्री यूके -14201400467 , सहायक सम्भागीय 

श्री बी 0. डी0- सेमवाल, मोटरसाइकिल बिना परिवहन अधिकारी, 
निवासी - टी 0 एच0 डी 0 सी0 गियर 

ऋषिकेश 
कॉलोनी, ऋषिकेश 
37. | श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र यूके -092011002136, 

वरिष्ठ पुलिस 
श्री सुरवीर सिंह, 

कार, हल्का मोटर वाहन अधीक्षक , 
निवासी मुनि की रेती, व्यवसायिक ) 

टिहरी गढ़वाल 
ऋषिकेश 
38. 

श्री लतिका प्रसाद पुत्र यूके -1419850040978, सहायक सम्भागीय 
श्री मोती राम, 

| कार, हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, 
निवासी - ऋषिकेश , (व्यवसायिक ) 

ऋषिकेश 
देहरादून 
39 श्री . पिताम्बर सिंह पुत्र यूके -1419930032223, 

सहायक सम्भागीय 
श्री भगत सिंह, 

कार , हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, 


15 : 05.2018 
तक निलम्बित 


ओवर लोड 


30.12.2017 

से 
29.03.2018 
तक निलम्बित 


क्षमता से अधिक 
सवारी बैठाना 


17.01.2018 

से 
16.04.2018 
तक निलम्बित 


क्षमता से अधिक 
सवारी बैठाना 


मार्फत अनुप 


-30-08-2017 

से 
-29.11.2017 
तक निलम्बित 


यूके -1420170101760, वरिष्ठ पुलिस 
मोटर साइकिल व कार अधीक्षक , 

पौड़ी गढ़वाल 


शराब का सेवन 
कर, वाहन 
चलाना 


10.01.2018 

से 
09.04.2018 
तक निलम्बित 


ओवर लोड 


यूके -1419970042057 , 

वरिष्ठ पुलिस 
कार, हल्का मोटर वाहन अधीक्षक , 
( व्यवसायिक ) 

टिहरी गढ़वाल 


02.02.2018 

से 
01.05.2018 
तक निलम्बित 


यूके -1419920021025. वरिष्ठ पुलिस 
कार, हल्का मोटर वाहन अधीक्षक , 
(व्यवसायिक) 

टिहरी गढ़वाल 


शराब का सेवन 
कर, वाहन 
चलाना 


23.12.2017 

से 
22.03.2018 
तक निलम्बित 


40 . 

श्री विनीत बिष्ट पुत्र 
श्री तीरथ सिंह बिष्ट , 
निवासी - यमकेश्वर , 

पौड़ी गढ़वाल 
41. | श्री दिलवर पुत्र 

श्री राम लाल , 
निवासी - चम्बा , 

टिहरी गढ़वाल 
42. | श्री लोकेन्द्र दत्त पुत्र 

श्री पुरणानन्द , 
निवासी - पो ० घोटी, 

-टिहरी गढ़वाल 
43. | श्री सुरेश सिंह राणा पुत्र 

श्री मंगल सिंह राणा, 
|निवासी - सत्यानाराण, 

ऋषिकेश 
44.- श्री हरीश गुसाई पुत्र 

श्री गब्बर सिंह गुसाई, 
निवासी - गुमानीवाला , 

ऋषिकेश 
45. श्री हरीश गुसाई पुत्र 

श्री गब्बर सिंह गुसाई . 
-निवासी - गुमानीवाला, 
ऋषिकेश 


10.01.2018 


यूके -1419910040706, सहायक सम्भागीय 
कार , हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, 
(व्यवसायिक ) 

ऋषिकेश 


मोबाइल का 

प्रयोग 


09.04.2018 
तक निलम्बित 


27.01.2018 


यूके -1420150087804 . सहायक सम्भागीय 
मोटर साइकिल व कार परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश 


मोबाइल का 

प्रयोग 


26.04.2018 
तक निलम्बित 


यूके -1420150081794 , सहायक सम्भागीय 
मोटर साइकिल व कार परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश 


भार वाहन में 
यात्री ढोना 


12.01.2018. 

से 
11 : 04.2018- 
तक निलम्बित 


---in---..--..--------- 


3 


4 


5 


468 उत्तराखण्ड गजट , 09 जून, 2018 ई० ( ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 

[भाग 1 - क 
--1 2 . 

6 ......... 
46 . श्री धमेन्द्र सिंह पुत्र यूके -1420050033911, पुलिस अधीक्षक , क्षमता से अधिक 

19.01.2018 
श्री किन्नर सिंह, कार , हल्का मोटर वाहन उत्तरकाशी 

सवारी बैठाना से 
निवासी -मानपुर. (व्यवसायिक ) 

18.04.2018 
उत्तरकाशी 

तक निलम्बित 
47. | श्री दीपक कुमार पुत्र यूके -1420060014310 , पुलिस अधीक्षक , शराब का सेवन 

19.01.2018 
श्री किशन कुमार, कार, हल्का मोटर वाहन उत्तरकाशी 

कर, वाहन 

से 
निवासी - गुमानीवाला. (व्यवसायिक ) 

चलाना 18.05.2018 
श्यामपुर, ऋषिकेश 

तक निलम्बित 
48 . श्री ललित कुमार पुत्र 

यूके -14201701001096, सहायक सम्भागीय मोबाइल का 16.02.2018 
श्री ओमप्रकाश सिंह, मोटरसाइकिल व कार परिवहन अधिकारी, 

प्रयोग 

से 
निवासी साई मन्दिर, 

ऋषिकेश 

15.05.2018 
ऋषिकेश 

तक निलम्बित 
49 . श्री अर्जुन लाल पुत्र यूके -1420140071550. सहायक सम्भागीय 

ओवर लोड 07.02.2018 
श्री उमेद सिंह, कार , हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी , 

से 
निवासी मुनि की रेसी, व्यवसायिको 

ऋषिकेश 

06.05.2018 
टिहरी गढ़वाल 

तक निलम्बित 
50. | श्री शिव सिंह असवाल 3920/ PVT / 005. 

सहायक सम्भागीय 

शराब का सेवन 

04.02.2018 
पुत्र श्री भूरा सिंह, मोटर साइकिल परिवहन अधिकारी, कर, वाहन 

से 
निवासी पट्टी गजाना, 

ऋषिकेश 

चलाना 

03.05.2018 
उत्तरकाशी 

तक निलम्बित 
51. | श्री सूरज वर्मा पुत्र यूके -1420060048839 , पुलिस अधीक्षक , शराब का सेवन 

04.02.2018 
श्री राम पाल , कार, हल्का मोटर वाहन उत्तरकाशी 

कर, वाहन 
निवासी श्री निवासी, (व्यवसायिक ) 

चलाना 

03.06.2018 
ऋषिकेश 

तक निलम्बित 
52. | श्री रमेश चन्द पुत्र यूके -1419990035678, पुलिस अधीक्षक , ओवर स्पीड 01.02.2018 
श्री सुरेश नन्द, 

कार, हल्का मोटर वाहन उत्तरकाशी 
निवासी - भण्डारसू. | (व्यवसायिक ) 

30.04.2018 
उत्तरकाशी 

तक निलम्बित 
53. | श्री राकेश चन्द्र रतुडी पुत्र यूके -1420140070309, पुलिस अधीक्षक, उना, शराब का सेवन 

13.02.2018 
श्री कमलेश्वर प्रसाद रतुडी, मोटरसाइकिल | हि 0 प्र 0 

कर, वाहन 

से 
निवासी - ढालवाला, 

चलाना 

12.05.2018 
ऋषिकेश 

तक निलम्बित 
54. श्री राजु बिष्ट पुत्र यूके -1420170099248. एस0 एच0 ओ0 , 

रेड लाइट जम्प 06.02.2018 
श्री भवान सिंह बिष्ट , मोटरसाइकिल व कार पोन्टासाहिब , हि 0 प्र 0 

से 
नि ० - गुमानीवाला, 

05.05.2018 
ऋषिकेश 

तक निलम्बित 
55. श्री अजेय कुमार पुत्र यूके -1419990023370, पुलिस अधीक्षक , रेड लाइट जम्प 06.02.2018 
श्री अनन्त कुमार, मोटर साइकिल व कार यातायात, गाजियाबाद 

से 
निवासी - वीरभद्र , 

05.05.2018 
ऋषिकेश 

तक निलम्बित 
56. | श्री दुर्गा कुमार पुत्र यूके -14201100330076, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , भार वाहन में 

08.02.2018 
-श्री बाल - कुमार, 

कार, हल्का मोटर - वाहन - टिहरी - गढ़वाल -सवारी ढोना 
निवासी - श्यामपुर , ( व्यवसायिक ) 

07.05.2018 
ऋषिकेश 

तक निलम्बित 
57 . 

श्री दलीप सिंह पुत्र यूके -1420110024320, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , | शराब के नशे में 11.02.2018 
श्री प्रहलाद सिंह, कार, हल्का मोटर वाहन पौड़ी गढ़वाल 

वाहन चलाना. 

से 
निवासी श्यामपुर , (व्यवसायिक ) 

10.06.2018 
ऋषिकेश 

-तक -निलम्बित्त 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 09 जून, 2018 ई० (ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 


469 


1 


2 . 


3 


4 


5 


6 .............. 


58. 


26.10.2018 

से 
25.03.2018 
तक निलम्बित 


59. 


09.03.2018 

से 
08.06.2018 
तक निलम्बित 


16.02.2018 


15.05.2018 
तक निलम्बित 


61 . 


24.02.2018 

से 
23.05.2018 
तक निलम्बित 


23.12.2017 

से . 
22.03.2018 
तक निलम्बित 


श्री सुरेन्द्र पाल पुत्र यूके -1419920024351 , 

सहायक सम्भागीय भार वाहन में 
श्री मंगलू, 

कार, हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी , सवारी ढोना 
निवासी - गुमानीवाला , (व्यवसायिक ) 

ऋषिकेश 
ऋषिकेश 
श्री विक्रम सिंह पुत्र यूके -1420110032455 . सहायक , सम्भागीय 

मोबाइल का 
श्री जयेन्द्र, 

कार, हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, प्रयोग 
निवासी वीरभद्र, व्यवसायिक ) 

ऋषिकेश 
-ऋषिकेश 
60. | श्री रामगोपाल भट्ट पुत्र यूके -1419930035269 , सहायक सम्भागीय. 

ओवर लोड 
-श्री सुरत राम भट्ट, कार, हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, 
निवासी - डूण्डा, (च्यवसायिक ) 

ऋषिकेश 
उत्तरकाशी 
श्री जयनारायण पुत्र यूके -1420060014313, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, | शराब के नशे में 
श्री रूप लाल , कार हल्का मोटर वाहन टिहरी गढ़वाल 

वाहन चलाना 
कोटी कॉलोनी, (व्यवसायिक ) 

नई टिहरी 
62. श्री धरम सिंह नेगी पुत्र यूके -1419980062910 , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , ओवर लोड 

श्री प्यार सिंह नेगी, कार, हल्का मोटर वाहन टिहरी गढ़वाल 
निवासी - फकोट, (व्यवसायिक ) 

टिहरी गढ़वाल 
63. श्री मनोज कुमार पुत्र यूके -1420110023546, सहायक सम्भागीय भार वाहन में 
श्री राम सिंह 

कार, हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, यात्री ढोना 
निवासी अमित ग्राम , (व्यवसायिक ) 

ऋषिकेश 
ऋषिकेश 
-64 - श्री धरम सिंह पुत्र यूके -1420030050152, पुलिस अधीक्षक , क्षमता से अधिक 
श्री जयपाल सिंह, कार , हल्का मोटर वाहन उत्तरकाशी 

सवारी बैठाना 
निवासी - डूण्डा.. 

(व्यवसायिक ) 
उत्तरकाशी 
65. | श्री विनोद प्रसाद पुत्र यूके -1420070061919, सहायक सम्भागीय ओवर लोड 

श्री बसन्त बल्लभ , कार, हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, 
निवासी - जाजल (व्यवसायिक ) 

ऋषिकेश 
नरेन्द्रनगर, 

टिहरी गढ़वाल 
66. | श्री कुंवर सिंह पुत्र यूके -1420020033489. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , क्षमता से अधिक 
श्री मोर सिंह, कार, हल्का मोटर वाहन टिहरी गढ़वाल 

सवारी बैठाना 
निवासी - कामाद, ( व्यवसायिक) 

टिहरी गढ़वाल 
67. श्री राकेश - पंवार - पुत्र यूके -1420060047317, सहायक सम्भागीय क्षमता से अधिक 

श्री वीरभद्र सिंह पंवार , कार, हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, सवारी बैठाना 
निवासी - जॉलीग्रान्ट , (व्यवसायिक ) 

ऋषिकेश 
ऋषिकेश 
68. | श्री नरेन्द्र सिंह - पुत्र यूके -1420060050504 . वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , ओवर लोड 

श्री प्रमोद सिंह, कार, हल्का मोटर वाहन टिहरी गढ़वाल 
निवासी - माटा, 

|(व्यवसायिक ) 
टिहरी गढ़वाल 


29.12.2017 

से 
28.03.2018 
तक निलम्बित 


25.12.2017 

से 
24.03.2018 
तक निलम्बित 


30.12.2017 

से 
29.03.2018 
तक निलम्बित 


31.12.2017 

से 
30.03.2018 
तक निलम्बित 


31.12.2017 

से 
30.03.2018 
तक निलम्बित 


05.01.2018 


04.04.2018 
तक निलम्बित 


470 


[ भाग 1 - क 


2 . 


4 


5 


6 


उत्तराखण्ड गजट , 09 जून, 2018 ई० (ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 

3 
69. | श्री अशोक कुमार पुत्र यूके -1420040076479, 

सहायक सम्भागीय 

ओवर लोड 
श्री प्रभुनाथ गुप्ता, 

कार , हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी , 
निवासी -मायाकुण्ड, ( व्यवसायिक ) 

ऋषिकेश 
ऋषिकेश 
70. | श्री बुद्ध प्रकाश पुत्र यूके -1419800041970, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, क्षमता से अधिक 
श्री खुशी राम , कार , हल्का मोटर वाहन टिहरी गढ़वाल 

सवारी बैठाना 
निवासी बनखण्डी, (व्यवसायिक) 
ऋषिकेश 


06.11.2017 

से 
05.02.2018 
तक निलम्बित 


22.12.2017 

से 
21.03.2018 
तक निलम्बित 


डा 0 अनीता चमोला, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश । 
कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी , टनकपुर ( चम्पावत ) 

कार्यालयादेश 

23 अप्रैल, 2018 ई ० 
पत्रांक 362 निलम्बन / 2016 - निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह हेतु वाहन 
दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में 
संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति की दिशा -निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन 
अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है: 
लाइसेन्सधारक का नाम लाइसेन्स संख्या / श्रेणी 

निलम्बन 

संस्तुतिकर्ता अभियोग 
व पता 

अवधि 


क्रम 
स ० 


एवं वैधता 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 . 


प्रवर्तन दल , 


UP- 2720140009840 , 
हल्का वाहन, ( NT ), 
TRANS [TR], 
वैधता 14.11.2020 


भार वाहन में 

सवारी 


टनकपुर 


21.04.2018 

से 
20.07.2018 


2 . 


उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार 


UK- 0420120097730 , 
मोटर साइकिल, हल्का 
वाहन, NT/TRANS 
[TR], PSV BUS [TR] 
वैधता 05.02.2020 


21.04.2018 

से 
20.07.2018 


3 . 


उपरोक्तानुसार उपरोक्तानुसार 


श्री तौहीद पुत्र 
श्री अयूब अली, 
निवासी 1 / जी / 45 , 
द्वितीय तल , ओसीएफ , 
शाहजहापुर, उ 0 प्र 0 
श्री दीवान सिंह पुत्र 
श्री लाल सिंह, 
निवासी म 0 नं 0 118 , 
वार्ड 12, उजल नगर , 
हल्द्वानी 
श्री - बॉके लाल - पुत्र 
श्री जालिम, 
निवासी हाथीखाना , 
सम्भल, मुरादाबाद 
श्री महादेव वैरागी पुत्र 
देवेन्द्र वैरागी, 
निवासी जगदीशपुर, 
पो ० कालीनगर, 
ऊसिं० नगर 
श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र 
श्री रामवीर सिंह, 
निवासी ग्राम भटानी, 
-वजीसांज, बदायूँ 


UP- 212010190395, 
हल्का वाहन, NTI 
| TRANS [TR]] 
वैधता 27.07.2019 


21-04-2018 

से 
20.07.2018 


4 . 


उपरोक्तानुसार 


क्षमता से अधिक 

सवारी 


UK-0620020010767, 
मोटर साइकिल , 
एल - एम - वी 0 - वाहन , [ NT ]] 
TRANS TR , PSV BUS 
IITR], वैधता 04.04.2020 


21.04.2018 

से 
20.07.2018 


5 . 


उपरोक्तानुसार 


| UP- 2420160010980 , 
हल्का वाहन, ( NT );. 
वैधता 24.10.2036 


खतरनाक 
संचालन 


21.04.2018 

से 
20.07.2018 


471 


1 


5 


6 


21.04.2018 

से 
20.07.2018 


21.04.2018 

से 
20.07.2018 


-21-04.2018. 


20.07.2018 


से 
20.07.2018 


सिधोली, 


21.04.2018 

से 


20.07.2018 


मा 


भाग 1 - क ] 

उत्तराखण्ड गजट, 09 जून, 2018 ई ० ( ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 
2 

3 

4 
6 . श्री अजयवीर पुत्र | UP26-20160000624, 

प्रवर्तन दल, 

खतरनाक 
श्री होरीलाल, हल्का वाहन, मो 0 साइकिल 

टनकपुर संचालन 
निवासी सितारगज नवादिया, ( NT), वैधता 17.01.2036 
थाना बीसलपुर , 

जिला पीलीभीत 
7 . 

श्री लखपति रामे पुत्र UP- 2420140006252, उपरोक्तानुसार भार वाहन में 
-श्री- समास, हल्का वाहन , 

सवारी 
निवासी तकलीमनगर , मोटर साइकिल ( NT ); 
-क्जीस्मंज, क्या । 

TRANS (TRY 

वैधता 17.02.2020 
-8. 

श्री विजय नाथ सिंह पुत्र UK -0420040071242, उपरोक्तानुसार क्षमता से अधिक 
श्रीकिशन सिंह , निवासी मोटर साइकिल, हल्का 

सवारी 
ग्राम दुबड़ मंच, चम्पावत वाहन, ( NT); TRANS TR 

| PSV BUS TR, 

वैधता 14.02.2019 
-श्री अकील उल्लाह पुत्र 

UP- 2720050001406 उपरोक्तानुसार भार पाहल में 
इफत्काल उल्लाह, निवासी | मोटर साइकिल विद गियर, 

सवारी 
भाटपुरा, रसूलाबाद , थाना हल्का वाहन , [ NT ], 
शाहजहापुर 

|TRANS TR, 

वैधता 27.05.2018 
10. | श्री कमरूद्दीन पुत्र UP- 3120090006590 , उपरोक्तानुसार 

भार वाहन में 
श्री लाल खान, मो 0 सा 0 एवं हल्का वाहन , 

सवारी 
निवासी ग्राम वेलवाफार्म , [[ NT ], TRANS TR, वैधता 

लखीमपुर खीरी, लखनऊ 14: 03.2021 
11. श्री मुखतयार सिंह पुत्र |UA03/4997/TNK/ 2007, परिवहन चैक 

नशे की हालत 
श्री हकम सिंह , हल्का वाहन , INT], 

पोस्ट, बनबसा में वाहन का 
निवासी गोहर पटिया वैधता 24.06.2027 

संचालन 
बिराबाग , खटीमा 
12. | श्री वीरपाल पुत्र UP-2520040014687 , 

भार वाहन में 
श्री बालक राम , हल्का वाहन, मो 0 साइकिल 

टनकपुर 

सवारी 
निवासी मोहनपुर थिरिया, [ NT], EMV CAB[TR], 
बरेली, उ 0 प्र 0 

वैधता 10.10.2019 
13. | श्री शेर मोहम्मद पुत्र UP 7620140001373 , उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार 
श्री वली शेर, 

हल्का वाहन , मो 0 साइकिल 
निवासी पपीहापुर, [[ NT ], TRANS [TR], PSV 
फर्रुखाबाद , उ 0 प्र 0 

BUS [TR ], 

वैधता 10.10.2019 
14. | श्री राहुल कुमार मिश्रा पुत्र | UP 2720150003614 , उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार 
श्री सुरेश चन्द्र, 

हल्का वाहन, मो 0 साइकिल 
निवासी मो 0 कानून 

INE] TRANS-[ TR], 
गोयान, जलालाबाद , 

वैधता 28.05.2020 
शाहजहानपुर 
F15 श्री मूलचंद पुडीर -पुत्र UK- 06201500954597 उपरोक्तानुसार क्षमता से अधिक 
श्री रूप सिंह, हल्का वाहन , मो 0 साइकिल 

सवारी 
निवासी वार्ड नं 0 18, |INT], वैधता 28.05.2020 
दिरयानगर, रूद्रपुर, 

ऊसिं० नगर 
16 . 

श्री जीवन सिंह पुत्र |UK-0320140019696 , उपरोक्तानुसार क्षमता से अधिक 
श्री इंदर सिंह राणा, मो 0 साइकिल, हल्का वाहन 

सवारी 
निवासी म 0 नं 0 55 , [[ NT ], TRANS TR, PSV 
ग्राम बयाला, पो 0 

| BUS TR, 
सूखीढाग, चम्पावत 

वैधता 28.05.2020 


21.04.2018 

से 
20.07.2018 


प्रवर्तन दल , 


21.04.2018 

से 
20.07.2018 


21.04.2018 

से 
20.07.2018 


21.04.2018 

से 
20-07-2018 


21 :04.2018 

से 
20.07.2018 


21.04.2018 

से 
20.07.2018 


472 


उत्तराखण्ड गजट , 09 जून , 2018 ई ० ( ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


1 


2 


3 


4 


5 


" 6 


21.04.2018 


प्रवर्तन दल , 
टनकपुर 


भार वाहन में 

सवारी 


20.07.2018 


18. 


उपरोक्तानुसार | क्षमता से अधिक 

सवारी 


21.04.2018 


20.07.2018 


19. 


उपरोक्तानुसार 


21.04.2018 


भार वाहन में 

सवारी 


20.07.2018 


17. | श्री मुकेश कुमार विश्वकर्मा | UP- 3520050063851, 

पुत्र श्री राम विलास विश्वकर्मा, हल्का मोटर यान ( NT ) 
निवासी स्टेशनरोड, बंगारमउ, | TRANS TR, 

वैधता 04.07.2025 
उन्नाव 
श्री शरीफ पुत्र 

UK-0620060014528 , 
श्री शफीक अहमद, 

हल्का वाहन , 
निवासी मालपुरा आजादनगर, मोटर साइकिल ( NT), 
किच्छा, ऊ ० सिं ० नगर TRANS ( TR ), PSV BUS 

TR, पैधता 21.07.2033 
श्री जय किशोर पुत्र 

UP- 8220130002163, 
" श्री रामवीर सिंह 

हल्का वाहन , ( NT); 
निवासी ग्राम गरवीर |TRANS [TR], 
असदुल्लापुर, पो 0 भजीरा, 

वैधता 28.12.2018 
थाना अलीगंज, एटा, उ 0 प्र 0 
2. श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र UP-4520080022412, 
श्री रमेश सी गुप्ता, 

हल्का वाहन , [ NT ], 
निवासी न्यू छोगरजे , इटावा, TRANS [TR], 
ВОЛО 

वैधता 19.11.2018 
21. | श्री प्रवीन कुमार पुत्र 

UK- 0320110008146, 
श्री दुर्गा राम आर्य, हल्का वाहन, मो 0 
निवासी सीमेन्ट रोड , साइकिल [ NT ], TRANS 
टनकपुर जिला चम्पावत [ TRỊ, PSV BUS TR, 

विधता 05.09.2019 
-22. श्री पुष्कर दत्त पुत्र 

UK-0320120009712, 
श्री मोहन चन्द्र , 

हल्का वाहन , मो 0 
निवासी ग्राम कोट अमोड़ी, साइकिल [ NT], TRANS 
-स्वॉला,-चम्पावतः 

[TR], PSV BUS TR, 

वैधता 01.05.2020 
-23. श्री - प्रकाश - राम - पुत्र 

UK-0420030162458; 
श्री उमेद राम , 

हल्का वाहन , मो ० 
निवासी तिलवाड़ा , चम्पावत 

साइकिल [ NT], 
वैधता 19.09.2023 


उपरोक्तानुसार भार वाहन में 

सवारी 


म.कम 

से 
20.07.2018 


टी ० आई० , 
नैनीताल 


रेड लाइट जम्प 


21.04.2018 

से 
20.07.2018 


टी ० आई ० 
चम्पावत 


24.04.2018 


क्षमता से अधिक 

सवारी 


20.07.2018 


उपरोक्तानुसार | वाहन संचालन 


के समय 
मोबाइल का 


21: 04.2018 

से 
20.07.2018 


प्रयोग 
उपरोक्तानुसार क्षमता से अधिक 

भार 


21.04.2018 


20.07.2018 


टी 0 आई 0, 
टनकपुर 


उपरोक्तानुसार 


21.04.2018 


20.07.2018 


24. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र UK-0320110007313, 
श्री लाल सिंह, 

हल्का वाहन, मो 0 
निवासी ग्राम पोथ कोटकेन्द्री, साइकिल [ NT], TRANS 

पो ० चल्थी, जिला चम्पावत [[TR], वैधता 06.05.2019 
25 . श्री हिमाशु सिंह धामी पुत्र [ UK-0320150024559, 

श्री भगवान सिंह धामी , हल्का वाहन, 
निवासी रेलवे वार्ड, टनकपुर, 

मो 0 साइकिल [ NT ], 
चम्पावत 

वैधता 21.04.2035 
श्री सत्यपाल पुत्र 

[ DIn- 74627/ PBT / 2009 , 
श्री राजा राम , 

हल्का वाहन , मो 0 
निवासी सिरसा, तहा पूरनपुर साइकिल [ NT], 
जिला - पीलीभीत , उ 0 प्र0 

वैधता 31.02.2028 
27. श्री नितिन कुमार पुत्र | UK- 0420040104094 , 
श्री राम प्रसाद, 

हल्का वाहन , मो ० 
निवासी वार्ड नं 0 3, टनकपुर, साइकिल [ NT],TRANS 
चम्पावत 

[ TR], PSV BUS TR, 
वैधता 22.06.2018 


26 . 


उपरोक्तानुसार 


माल वाहन में 
-सवारी 


21.04.2018 


20.07.2018 


उपरोक्तानुसार क्षमता से अधिक 

सवारी 


21: 04.2018 

से 
20.07.2018 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 09 जून, 2018 ई ० ( ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 


473 


-1 


2 


3 


4 


5 


6 


28. | श्री दीपक कश्यप पुत्र 

श्री ओम प्रकाश, 
निवासी वार्ड नं09. 
टनकपुर, चम्पावत 


टी ० आई० , 
टनकपुर 


क्षमता से अधिक 

सवारी 


21.04.2018 

से 
20.07.2018 


UK-0320110014766, 
हल्का वाहन , 
मोटर साइकिल ( NT ), 
TRANS [ TR ], PSV BUS 
TR, वैधता 21.07.2033 
UK- 0320150025176, 
हल्का वाहन , 
मोटर - साइकिल ( NT).. 
|TRANS [ TR], PSV BUS 
| TR, वैधता 15.03.2020 


29 . 


उपरोक्तानुसार क्षमता से अधिक 

सवारी 


श्री जगदीश रावत पुत्र 
श्री आनंद सिंह रावत , 
निवासी नायकखेडा , 
टनकपुर, चम्पावत 


21.04.2018 

से 
20.07.2018 


रश्मि भट्ट, 


HILI 


अतः, 


1988 


लाइसेंसिंग अथॉरिटी, 

टनकपुर, चम्पावत । 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

17 मई , 2018 ई ० 
पत्रांक 1051 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूके 06एए-2340 / 2018 - वाहन संख्या ‘यूके06 एए -2340, कार, 
मॉडल 2013, चेसिस संख्या MALA351ALDM195452E, इंजन संख्या G3HADM170573, इस कार्यालय में 
श्री श्याम अरोरा पुत्र श्री त्रिलोक अरोरा, निवासी वार्ड नं 0 7, पुरानी मण्डी, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम 
दर्ज है । वाहन स्वामी ने दिनांक 05.05.2018 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते 
हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध 
किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का एकबारीय कर 10.06.2028 तक वैध है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । 
प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन 
के - पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या यूके 06 एए -2340 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या MALA351ALDM195452E तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

17 मई , 2018 ई ० 
पत्रांक 1052 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूके 06 वी -5686 / 2018 - वाहन संख्या यूके 06 वी -5686, कार, 
मॉडल 2012, चेसिस संख्या MAT607146CWB11387 , इंजन संख्या 475IDT14BXYP10457, इस कार्यालय में 
श्रीमती सतनाम कौर पत्नी श्री रंजीत सिंह, निवासी 53, हाथीखाल , वार्ड नं 0 9, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के 
नाम दर्ज है वाहन स्वामी ने दिनांक 08: 05.2018- को आवेदन - पत्र- के -साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते 
हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध 
किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का एकबारीय कर 30.03.2027 तक वैध है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । 
प्रवर्तन 

-आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । उक्त तथ्यों के आधार - पर -वाहन 
के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन. अधिनियम, 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या यूके 06 वी -5686 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या MAT607146CWB11387 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन ), 

रूद्रपुर , ऊधमसिंह नगर । 
पी ०एस ० यू ० ( आर0 ई 0) 23 हिन्दी गजट / 315 - भाग 1-1-2018 (कम्प्यूटर / रीजियो)। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


न - अनुभाग की 


1988 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2018-2020 . 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 जून 2018 ई० (ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 


भाग 3 
स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय 
निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 


कार्यालय जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी ( पं 0 ), हरिद्वार 

सूचना 

31 मई , 2018 ई ० 
संख्या -325 / पंचास्थानि / त्रि ० पं 0 उप निर्वा० (सूचना) / 2018 - राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की 
अधिसूचना संख्या -244 / रा 0 नि 0 आ 0 अनु०-2 / 2430 / 2018, दिनांक 30 मई, 2018 के क्रम में जनपद हरिद्वार के 
विकास खण्डों के अन्तर्गत सदस्य, ग्राम पंचायत / सदस्य, क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य, जिला पंचायत के रिक्त पदों / स्थानों 
पर, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों , पर उप निर्वाचन शीघ्र कराया जाना आवश्यक है । 


2 . 


अतः, मैं , दीपक रावत , जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं 0), हरिद्वार, एतद्वारा निर्देश देता 
हूँ कि जनपद हरिद्वार में सदस्य , ग्राम पंचायत, सदस्य, क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य , जिला पंचायत के उक्त प्रकार से रिक्त 
पदों / स्थानों पर उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय - सारिणी के अनुसार कराये जायेंगे : 


नाम निर्देशन 
पत्रों को जमा 
करने का दिनांक 

व समय 


नाम निर्देशन 
पत्रों की जाँच 
का दिनांक व 

समय 


नाम वापसी हेतु निर्वाचन प्रतीक 
दिनांक व समय आवंटन का 

दिनांक व समय 


मतदान का 
दिनांक व समय 


मतगणना का 
दिनांक व समय 


1 


2 


3 


5 


6 


08.06.2018 


05.06.2018 एवं 

06.06.2018 
(पूर्वाह्न 10:00 
बजे से अपराह्न 
05:00 बजे तक ) 


07.06.2018 
( पूर्वाह्न 10:00 
बजे से कार्य की 

समाप्ति तक ) 


(पूर्वाह्न 10:00 
बजे से अपराह्न 
01:00 बजे तक ) 


09.06.2018 19.06.2018 
( पूर्वाह्न 10:00 (पूर्वाह्न 08:00 
बजे से कार्य की बजे से अपराह्न 
समाप्ति तक ) 

05:00 बजे तक ) 


21.06.2018 
( पूर्वाह्न 08:00 
बजे से कार्य की 
समाप्ति तक ) 


69 - घ 


70 


उत्तराखण्ड गजट , 09 जून , 2018 ई0 ( ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 


[ भाग 3 


रिक्त पदों का विवरण : 


ग्राम पंचायत का नाम 


रिक्त पद का नाम 


वार्ड संख्या 


क्र ० 
संग 


विकास खण्ड का 

नाम 


आरक्षण का वर्ग 


सम्बन्धित ग्राम पंचायत 


जिला पंचायत सं ० 


11 जमालपुर कला 


1 . 


जिला पंचायत 


सम्बन्धित ग्राम पंचायत 


जिला पंचायत सं 0 


18 मानकपुर आ 0 


अनु 0 जा 0 महिला 

अनारक्षित 
अनु 0 जाति 
अनारक्षित 


ईमली खेडा 


क्षेत्र पंचायत सदस्य 


05 


2 . 


रुड़की 


ग्रा ० 40 सदस्य 


माजरी गुम्मावाला 
टिहरी डोभ नगर 


ग्रा 0 पं ० सदस्य 


05 


अनु 0 जाति महिला 
अनु0 ज 0 जा 0 - महिला 


गाजीवाला 


ग्रा 0 पं 0 सदस्य 


05 


ग्रा ० पं 0 सदस्य 


03 


अनारक्षित 


3 . 


बहादराबाद 


ग्रा 0 पं 0 सदस्य 


07 


महिला 


ग्रा 0 40 सदस्य 


06 


अहमदपुर ग्रन्ट 
अन्नेकी हेतमपुर 
अित्मलपुर बोगली 
कटारपुर अलीपुर 
खेडी शिकोहपुर 
खजूरी 
रायसी 


ग्रा 0 पं ० सदस्य 


06 


ग्रा 0 पं 0 सदस्य 


04 


4 . 


भगवानपुर 


अनुजा 
अनु 0 जा 0 महिला 
अनु 0 ज 0 जा 0 महिला 

महिला 
अनु 0 जा 0 महिला 
पिज्जा - महिला 


ग्रा 0 पं 0 सदस्य 


01 


ग्रा 0 पं 0 सदस्य 


13 


ग्रा 0 पं 0 सदस्य 


REAun 


06 


सुभाषगढ 
ईस्माईलपुर 
डोसनी . 


ग्रा 0 पं 0 सदस्य 


08 


अनारक्षित 


5 . 


लक्सर 


ग्रा 0 पं ० सदस्य 


-05 


ग्रा 0 पं ० सदस्य 


04 


महाराजपुर खुर्द 
रसूलपुर उर्फ कंकरखाता 
हुसैनपुर 


-अनु 0 - जाति 
अनु 0 जा 0 महिला 
अनु 0 जा 0 महिला 


ग्रा 0 पं 0 सदस्य 


06 


ग्रा ० पं 0 सदस्य 


02 


अनु0 जाति 


टिकोला कला 


ग्रा ० पं ० सदस्य 


02 


अनु 0 जा 0 


लखनौता 


ग्रा 0 पं 0 सदस्य 


07 


अनु 0 जा 0 


6 . 


नारसन 


थिथौला 


ग्रा 0 पं ० सदस्य 


13 


अनु 0 जा 0 महिला 


हरजौली जट 


ग्रा 0 पं ० सदस्य 


01 


अनु 0 जा 0 


3. सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी (पं 0) / रिटर्निंग अधिकारी अपने क्षेत्र से संबंधित ग्राम पंचायतों के सदस्यों , 
क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए, अपने स्तर से 
सार्वजनिक सूचना नामांकन के प्रथम दिनांक 05.06.2018 से पूर्व निर्गत करेंगे और उसकी प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी 
को तत्काल प्रेषित करेंगे । सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार - पत्रों में 
च्यापक प्रचार - प्रसार निःशुल्क कराया जायेगा तथा संबंधित गाँवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी 
जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत , तहसील कार्यालय और जिलाधिकारी 
कार्यालय के सूचना पटों पर यह कार्यक्रम प्रकाशित किए जायेंगे । 


4 . 


उक्त उप निर्वाचन उत्तराखण्ड पंचायतराज अधिनियम , 2016 की धारा 194 (2) के अधीन रहते हुए, 
उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 ( उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित ) उत्तर प्रदेश पंचायत राज 
(सदस्यों, प्रधान और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) एवं उत्तर प्रदेश 


भाग 3 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 09 जून , 2018 ई ० (ज्येष्ठ 19, 1940 शक सम्वत् ) 


71 


क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम , 1961 ( उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र 
पंचायत तथा जिला पंचायत ( सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित ) के 
अनुसार इन उप निर्वाचनों में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है 
सदस्य ग्राम पंचायत , सदस्य, क्षेत्र पंचायत के पदों / स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जाँच, 
वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय 
पर - की जायेगी । 


नाम 


5. सदस्य जिला पंचायत पद हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जाँच करने म पपिसी तथा निर्वाचन 
प्रतीक आवंटन का कार्य, जिला पंचायत मुख्यालय पर होगा, किन्तु मतों की गणना संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर 
होगी और निर्वाचन परिणाम की घोषणा, जिला पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी । 


----- ..... ----- 


6 . 


उक्त रिक्त पदों हेतु नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री अधिसूचना जारी होने की तिथि से संबंधित विकास 
खण्ड / क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जायेगी, जिला पंचायत सदस्य पद हेतु नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री जिला पंचायत 
मुख्यालय, हरिद्वार में की जायेगी, अवकाश दिवसों में भी कार्यालय यथावत् खुले रहेंगे । 


विज्ञप्ति 

31 मई , 2018 ई ० 
संख्या -326 / पंचास्थानि / त्रि 0 पं 0 उपनिर्वा० / 2018 - राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की विज्ञप्ति 
= संख्या - 245 - सनि आएअनुष - 24-24307-2018, दिनांक 30 - मई . 2018 के क्रम में जनपद हरिद्वार के समस्त विकास 
खण्डों (विकास खण्ड खानपुर को छोड़कर, के अन्तर्गत सदस्य, ग्राम पंचायत / सदस्य, क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य,जिला 
पंचायत के रिक्त पदों / स्थानों पर जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों , उक्त रिक्त पदों / स्थानों 
के उप निर्वाचन से संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में अधिसूचना जारी होने की तिथि से दिनांक 21.06.2018 
( मतगणना समाप्ति) तक आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभावी की जाती है । 


दीपक रावत , 

जिला मजिस्ट्रेट / 
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं 0 ), 

हरिद्वार । 


पी ० एस ० यू ० ( आरआई ) 23 हिन्दी गजट / 315- भाग 3–2018 ( कम्प्यूटर / रीजियो)। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


